


विषय 


मंगलाचरण 


नम: शिवाय । 


बहज्ज्योतिःसार 
(सटीक) 


प्रकरण-क्रम से विषयानुक्रमणिका । 


पृष्ट 


१ 


(१) संवत्सर-प्रकरण 


प्रभवादि संवत्सर का आनय 

ब्रह्म-बीसी 000 

विष्णू-बीसी 

रुद्र-बी सी 

ऋतुज्ञान तथा अयनज्ञान 

ऋतुचक्र 

अयन में शुभाशुभ कमं 

संवत्सरों के स्वामी 

मासज्ञान 

कार्यभेद से मासज्ञान 

क्षयमास मलमासज्ञान 

संबत्सर में राजादिज्ञान 

मतान्तर से राजादि-ज्ञान-चक्र 

संवत्सर में लाभव्ययज्ञान 

युगों का प्रमाण 

संवत्सर में वर्षादि के विस्वा 
का आनयन हद 


ता आए 


A! 


०८ AN AU 








१० ns ree + आ... ~ ० “आळ 


विषय 


मेघ का आनयन 


मेघफल 


संवत्सर के राजा आदि का 
संक्षप मे फल 

आषाढ़ में पूणिमा के पवन 
का फल र 

होलिका के पवन का फलः. ''' 

सूर्य और चन्द्र-ग्रहण का ज्ञान 

मतान्तर से ग्रहण का ज्ञान '*' 


` फल सहित तिथियों की संज्ञाएं 


शुक्लपक्ष में तिथिचक्र 


कृष्णपक्ष में तिथिचक्र 
तिथियों के कृत्य 


तिथियों के स्वामी 

तिथीशचक्र 

कृत्य-विशेषो में 
तिथियाँ 

तिथि-बिशेष मं तेल आदि 
का परिहार 

तिथियों में भक्ष्य-निषेध 


निषिद्ध 











छ बृहज्ञ्योतिःसार स० । 


उदाहरण 

श्रीसंवत्‌ १९४८ शक १८१३, इस शक को दूसरी जगह 
स्थापित किया १८१३, इसे बाईस से गुणा किया ३९८८६ 
हुए । इसमें चार हजार दो सौ इक्यानबे जोड़ दिये ४४१७७ 
हुए, इस अङ्क में एक हजार आठ सौ पचहत्तर का भाग दिया 
तो लब्ध मिले २३, इसे प्रथम शक में जोड़ दिया १८३६ हुए, 
इस अङ्क में साठ का भाग दिया तो शेष बचे ३६, प्रवेश ३७ 
अर्थात्‌ प्रभवादि संवत्सर से छत्तीसवाँ गत हुआ और सेतीसवं 
का प्रवेश हुआ, इसका नाम शोभन संवत्सर हे । 


अब संवत्सर के भुक्तमासादि वा भोग्यमासादि का उदाहरण 
लिखते हैं। एक हजार आठ सौ पचहत्तर का भाग देने से जो 
शेषाङ्क बचा हे, उसे बारह से गुणा करना, फिर एक हजार आठ 
सौ पचहत्तर का भाग देना, लब्ध संवत्सर के भक्‍त मास होते हैं । 
फिर शेषाङ्कको तीस से गुणा करके एक हजार आठ सौ पचहत्तर 
का भाग देने से लब्ध भुक्त दिन मिलेंगे। शेषाङ्क को साठ से गुणा 
करके एक हजार आठ सौ पचहत्तर का भाग देने से लब्ध भूक्तघटी 
'होती हैं। फिर शेषाङ्क को साठ से गुणा करके एक हजार आठ सो 
पचहत्तर का भाग देने से लब्ध भुक्त पल मिलेंगे । भूकत मासादि 
को बारह में घटाने से भोग्य मासादि हो जायेंगे ।। १-२ ॥ 


ब्रह्मनबीसी । 
प्रभवो विभवः ल १ प्रमोदश्च प्रजापतिः । 
अङ्गिराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथव च ॥ १ ॥ 
इश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो दृषः । 
चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पाथिवो व्ययः ॥ २ ॥ 





संवत्सरप्रकरण । दु 
ब्रह्मगीसी-प्रभव १ विभव २ शुक्ल ३ प्रमोद ४ प्रजापति ५ 
अञ्चिरा ६ श्रीमुख ७ भाव = युवा ९ धाता १० ॥१॥ ईश्वर ११ 
महुधान्य १२ प्रमाथी १३ विक्रम १४ वृष १५ चित्रभानु १६ 
सुभानु १७ तारण १८ पाथिव १९ व्यय २०॥। २॥ 
विष्णु-बीसी । 


सवजित्‌ सर्वधारी च विरोधी विकृतः खरः । 
नन्दनो विजयश्चेव जयो मन्मथदुमुखो ॥ ३॥ 
हेमलम्बो विलम्बश्च विकारी शर्वरी प्लवः । 
शुभकृत्‌ शांमनः क्रोधी विश्वावसुपराभवो ॥ ४ ॥ 
विष्णुबीसी-सवेजित्‌ १ सर्वंधारी २ विरोधी ३ विकृत ४ 
खर ५ नन्दन ६ विजय ७ जय ८ मन्मथ ९ दुर्मुख १०॥ ३॥। 
हेमलम्ब ११ विलम्ब १२ विकारी १३ शवंरी १४ प्लव १५ शुभ- 


` कृत्‌ १६ शोभन १७ क्रोधी १८ विश्वावसु १९ पराभव २० ॥४।। 


रुद्र-बीसी । 


वङ्गः कीलकः सोम्यः साधारणविरोधको । 
परिधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षसो नलः ॥ ५॥ 
पिङ्गलः कालयुक़्श्च सिद्धार्थो रोद्रदुर्मती । 
दुन्दुभी रुधिरोद्गारी रक्काक्षः क्रोधनः क्षयः ॥ ६ ॥ 
रुद्रबीसी-प्लवङ्ग १ कीलक २ सौम्य ३ साधारण ४ विरो- 
धक ५ परिधावी ६ प्रमादी ७ आनन्द 5 राक्षस ९ नल १० ॥ ५ ॥ 
पिङ्गल ११ कालयुक्त १२ सिद्धार्थ १३ रोद्र १४ दुर्मति १५ दुन्दुभी 


. -१६ रुधिरोद्गारी १७ रक्ताक्ष १८ क्रोधन १९ क्षय २० ॥ ६ ।। 








४ बृहज्ज्योति:सार स० । 


विषय 

दिन में पज्चदश-मुह॒तं- 
विचार ke 

राति में पञ्चदश-मुहुतं 
विचार रि 


कायकृत्य-मुहृतं 

वार-दुर्म हृतं-विचार 

रविवारादि दुर्मुहतं चक्र 

राशियों के स्वामी 

राशीश चक्र 

उत्पात आदि योग 

उत्पात आदि चार योगों का 
कल ह 

कुलिक आदि योग 

क्रकच-योग-विचार 

रवि-योग-विचा र 

सूयं के नक्षत्र से रवियाग चक्र 

स्त्रियों द्वारा कज्जल आदि धारण 

का मुहुतं 

सुगंधित वस्तु-धारण-मुहुतं ` 

मघारम्भ-मुहते | 

वृक्षारोपण-मुह॒तं 

नश्ष-चतक्र-विचार 

सूर्य के नक्षत्र से वृक्ष-चक्र '"' 

गौं का क्रप-विक्रय-मुहर्त `` ` 

राज-दर्शन-मुहृतं म 

पशु-प्रवेश आदि का मुहूत॑ `` ` 

क्रय-विक्रय-मुहुतं 

दुकान और दर्जी के कार्य 

का मुहूर्तं २ 





| 


पृष्ठ , विषय 


६६ 


६६ 
६६ 
६७ 
६७ 
६८ 
६८ 


६९ 
६९ 


६९ 


छ तिल जन सत पा ता ही हि क CES हा Pi SR ही 
कि mrs mes mn 
= >> नळ ~ 


ओष धि-सेवन-मुहतं 


हाथी, घोड़े की सवारी 


मुहृतं 
अश्व-चक्र-विचार 
अश्व चक्र-फल 
अश्व-चक्र 
गज-चक्र-विचा र 
गज चक्र-फल 
गज-चक्र 
सेवा-चक्र-विचार 
सेवा-चक्र 
सेवा-मुहृतं 
छत्र-धारण-मुहृतं 
छत्र-चक्र-विचार 
छत्र-चक्र का फल 
छत्र-चक्र 
धनुश्चक्र-विचार 
धनुश्चक्र 
धनुविद्या-मुहतं 
दीपिका-चक्र-विचार 
दीपिका-चक्र 
इक्षु-यन्त्र-चक्र 
कोल्हू-चक्रविचार 
कोल्ह-चक्र का फल 
कोल्हू-चक्र 
मार्जनी-चक्र और मुहतं 
मार्जनी चक्र 
चुल्ली-चक्र-विचार 
चूल्ली चक्र 


रथकमं-मुहूते 


। तरषाचत्र-बिचार 


का 


\५ १ 
७२ 
७२ 
७३ 
७३ 
७४ 
७५४ 
७४ 
७८ 
७4 
७५ 


\3 ध्‌ 
७६ 


७७ 








विषयानुक्रमणिका । 


विषय 


खट्वा चक्र 
खट्वा-मुहुतं 
चरही-मुहुतं 
शस्त्ाभ्यास-मुहत 
सेतु-बंधन-मुहृत 
भूमि-सुप्त-विचा र 
चन्द्रलोक-वास-विचार 
चन्द्रवास का उदाहरण 
राहु-व!स-विचार 
उदाहरण 


देवालय आदि में राहु-मुख 
चक्र-विचार 


गह!रम्भ में राहु-मुख-चक्र '" 
जलाशय में राहु मुख-चक्र ' 
सूर्य-नक्षत्र से कूप-चक्र-विचार 
सूयं-नक्षत्र से कप-चक्र (१)' ' 
रोहिण्यादि से कृप-चक्र-विचार 
रोहिण्यादि से कूप- 
चक्र (२) 
भौम-नक्षत्न 
बिचार 
भौम-नक्षत्र से कूप- 
चक्र (३) 
राहु-नक्षत्र से 
बिचार 
राहु के नक्षत्र से कूप- 
चक्र (४) 
पुनः कूप-मुहूतं 
गृह-क्‌प-दिशा-फल 
तड़ाग-चक्त-विचार 


से कृप-चक्र- 


क प-चत्र- 


प 
८६ 
८६ 
८६ 
०५ 


८५७ 


८०, 


८८ 


प 


८८ 


eminem os mmm आम = = लिनका 785 लालओा लका “3 ~ क 
ee 


सूर्यं के नक्षत्र से तड़ाग- 
चक्र 9०० 

तडाग-मुहुतं 

निर्वार-चक्र विचार 

निर्वार-चक्र-फल 

निर्वार-चक्र 

जल।शय-मुहूत 

वापी (बावली) का मुहूतं 

कार्य-भेद से जन्म और 
नाम-राशि निर्णय 

दीक्षा-ग्रहण-मुहृत 

दीक्षा-मास-फल 

तेलाभ्यंग-मुहृत और फल 

तैलाभ्यंग-परिहार 

र!ज्याभिषेक-मुहुतं 

प शु-क्रप-विक्रय-मुहुतं 

नृत्यारंभ मुहूत 

ऋण-ग्रहण 
दान-मुहुतं 

हल-प्रवाह-मुहूतं 

बीजोप्ति-मुहत॑ 

बीजोप्ति का चक्र 

हल-चक्र 

बीजोप्ति का निषेध 

ब्रान्म-छेदन मुहत्त 

द्वितीय प्रकार से हल-चक्र 
विचार 

हुल-चक्र 

राजमार्तेष्ड में धान्यछेदन- 


मुहूर्त 


और ऋण- 


पृष्ठ 


६२ 


“छै 
~ 


९७ 
९८ 
०९ 
९९ 
९९ 
१२० 
१०० 


१०० 
१०१ 


१०१ 











जय दि तिता बृहज्ज्योतिःसार स० । 


स्वामी पितर हैं, पाँच वर्ष के स्वामी विश्वेदेव हैं, पाँच वर्ष के 
स्वामी चन्द्रमा हैं, पाँच वर्ष के स्वामी अग्नि हैं, पाँच वर्ष के 
स्वामी अश्विनीकुमार हैं, फिर पाँच वर्ष के स्वामी भगदेवता 
हे. ए | 


मासज्ञात । 


दशोवधि मासमुशन्ति चान्द्रं 
सोरं तथा भास्करणाशिभोगात्‌ । 
त्रिशद्विनं सावनसःज्ञमाहु- 
नाक्षत्रमिन्दोर्भगणम्रमाचच ॥ १ ॥ 
शुक्लपक्ष को प्रतिपदा से कृष्णपक्ष की अमावस तक 
चान्द्रमास और संक्रान्ति से संक्रान्ति तक सौरमास कहा जाता 
है । तीस दिन को सावनमास और चन्द्रमा द्वारा अश्विन्यादि 
नक्षत्र चक्र के भ्रमण काल को नाक्षत्र मास कहते हैं। 


कार्यभेद से मासज्ञान । 
विवाहादो स्थतः सोरे यज्ञादो सावनो मतः । 
पितृकायंषु चान्द्रं च क्षं दानन्रतेष्वपि ॥ १ ॥ 


विवाहादि कार्यों में सौर मास और यज्ञादिक में सावनमास 
ग्रहण करना चाहिये । पितृकायें में चान्द्र मास ओर व्रत दानादि 
में नाक्षतमास ग्रहण करना चाहिये ।। १॥ 


mp Sr 0 ७ लिन टोप 








संवत्सरप्रकरण । १० 
क्षयमास मलमासज्ञान । 


असंक्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुटं स्याद्‌ 
द्विसंक्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌ । 
क्षयः कात्तिकादित्रये नान्यतः स्या- 
त्तदा वषमध्येऽधिमासद्वयं च॥१॥ 
जो महीना संक्रान्तिहीन हो जाय अर्थात्‌ जिसमें संक्रान्ति न हो 
वह महीना मलमास का जानिये और जिस महीने में दो 
संक्रान्ति हों वह महीना क्षयमास का होता है। वह कभी-कभी 
पडता है, हमेशा नहीं होता है । क्षयमास कात्तिकादि तीन मास 
में ही होता है अन्य महीनों में नहीं होता । अर्थात्‌ कात्तिक, अगहन, 
पौष सिवाय इनके और में क्षयमास नहीं होता है। जिस वषं में 
क्षयमास पड़ता है, उस वर्ष में दो मलमास भी पड़ते हैं ॥ १ ॥ 


संवत्सर में राजादिज्ञान । 


चेत्रादिमेषादिकुलीरतोलि- 
मृगादिवाराधिपतिक्रमेण । 
राजा च मन्त्री त्वथ शस्यनाथो 
रसाधिपो नीरसनायकश्च ॥ १ ॥ 
चेत्रशुक्लपक्ष की प्रतिपदा को जो वाराधिपति हो, वही संवत्सर 
का राजा होता है। मेष की संक्रान्ति को जो वाराधिपति हो, वही. 
मन्त्री होता है और ककं की संक्रान्ति को जो वाराधिपति हो, वहीं 
सस्यनाथ (खेती का स्वामी) होता है। तुला की संक्रान्ति को जो 
वाराधिपति हो वह रसाधिप होता है और मकर की संक्रान्ति को 
जो वाराधिपति हो वह नीरसाधिप होता है ॥ १॥ 








JJ की 


दे बृहज्ज्योति:सार्‌ स० । 
- WAT 
विषय पृष्ठ | विषय 
वैद्य-विद्या तथा गारुडी | यज्ञोपवीत-मुहृत 
विद्ारम्भ-मुहृत 1३5 | पुनः यज्ञोषवीत-मुहृतं 
जैनविद्या रम्भ-मुहूर्त १२८ | यज्ञोपवीत में नवांश का 
फारसी विद्यारम्भ-मुहूत १३८ | फूल (०० 
लेखनारम्भ-मुहूतं १३% | यज्ञोपवीत में चन्द्र के 
जन्म-समय में अभुकत-मूल | नबांश का फल ह 
नश विजार दो NR | यज्ञोपवीत में कुयोग आदि 
मूल-संज्ञक न के 
चरणों का फल १४० का विचार 
अन्य-मत से चरणों का फल'"' १४० | गल ग्रह्‌-विचार 
ज्येष्ठा के चरणों का फल''' : १४७ | प्रदोष का विचार 
मूल-वास-विचार १४१ | यज्ञोपवीत में अनध्याय का 
मूल-वास १४१ | विचार 
बालक के प्रथम दुग्ध-पान | मुण्डन आदि में कुयोगो 
का मुहूतं १४१ ' का विचार 
सूतिका को काढु! देने ` ग्रहयुक्त कुयोग फा 
का मुहूत | १४२ |. विचार ‘+. 
सूतिका के पथ्य क्रा बुव १४२ | यज्ञोपवीत में गुर्वादित्य 
लिङ्गाण्डच्छेदन-मुहृतं I | का विचार 
फारसी की शुभाशुभ | गुरुबल चक्र, रविबल चक्र 
तारीखों का विचार हक १४२ | बृहस्पति का परिहार 
मूलसंश्क नक्षत्रों का | | में केन 
विचार ह, १४३ | यज्ञोपवीत-लग्न में केन्द्रस्थ 
तिथि-गण्डान्त-विचार १४३ | ` ग्रहों के फल 
लग्तगण्डान्त-विचार १४३ केन्द्रस्थ ग्रहों के फल का 
गण्ड।न्तों के फल १४३. | चक्र हक 
अग्निहोत्र मुहूतं १४४ | पुनः गुरु का परिहार 
अन्य-मत से अग्निहोत्न-मुहुतं” १४४ | राजाओं के क्षुरिका-बंधन 
पुनः अन्य-मत से अ ग्निहोत्र- का मुहुतं ‘++ 
विचार १०३ १४५ | विवाह-मुहर्त कडा 


4 


१४५ 
१४६ 


१४७ 
१४७ 
१४८ 
१४८ 
१४१९ 


१ | ४ । 


१४१ 


१५० 


१५० 


१५१ 


१५१ 


१५२ 


१५२ 


११९ 


११२ 
१५२ 


Jt 








विषयानुक्रमणिका । 


विषय 

वरवरण-मूहृत 

अन्य प्रकार स वरण का 
मुहूर्त नत; 

विवाह में जन्म-मास आदि 
का निषध | 


ज्येष्ठ मास का निषध 


विवाह में मंडप छवाने 
आदि का मुहुतं 
विवाह के अनंतर अन्य 


संस्कारों का निषेध ''' 


पञ्चशलाका-वेध-चक्र और 
उसका फल 
पञ्चशलाका वेध का 
फल गा 
लत्ता-दोष का विचार 
पात-दोष का विचार 
युति-दोष का बिचार 
युति दोष का परिहार 
यामित्र-दोष का विचार ''' 


पञ्चक्र-दोष का विचार 
पञ्चक-दोष का परिहार '"" 
वारपरक परिहार 
कार्य भेद से पुनः परिहार''' 
विवाह-लग्न में ग्रहों का 
विचार हे 
एकागेल-दोष-वि चार 
उपग्रह-दोष-विचा र 
क्रान्ति-दोष-विचार 


पृष्ठ 
१५३ 
१५४ 


१५४ 
१५४ 


१५५ 


१५५ 


१५६ 


११७ 
१५5 
१५८ 
१५८ 
१५९ 
१५९ 


१५९ 
१६० 
१६० 
१६० 


१६० 
१६२ 
१६२ 
१६२ 





विषय 


 दग्धा-तिथि-विचार 
' लत्ता 


आदि दोषों का 
परिहार 

गांधवं-विवाह-चक्र-विचार''' 
गांधवं-विवाह-चक्र 

स्वयंवर काल मुहूतं 
गोधूलिका-विचार 

अन्धादि लग्न-विचार 
अन्धआदि लग्नों का फल '*' 


अन्यप्रकार से लग्नों के फल''' 

पंग्वादि लग्नों के फल 

विवाह में कतंरी-दोष- 
विचार व्य 

` कुलिक-योग-विचार 

कुलिक थोग 

नवांश-विचार 

नवांश-चक्र 


नवांश का उदाहरण 
होरा-विचार और चक्र 
होरा-चक्र 

द्रेषका ण-विचा[र 
द्रष्काण-चक्र 
त्रिशांश-विचार 
विषमत्तिशांश-चक्र 
समत्तिशांश-चक्र 
द्वादशांश विचार 
उदाहरण 

षड्वगं 


१६३ 
१६४ 
१६४ 
१६४ 
te 
१६५ 
१६५ 
१६५ 


१६६ 
१६६ 
१६७ 
१६७ 
१६८ 
१६८ 
१६९ 
१६९ 
१६९ 
१७२ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७२ 
१७२ 
१७२ 


ओ। जा 


१० बृहज्ज्योतिःसार स० । 
उदाहरण । a 
कलियुग के प्रमाण को चार से गुणा किया तो १७२८००० वर्ष | 
हुए । यही कृतयुग का प्रमाण हे । फिर कलिप्रमाण को तीन से 
गुणा किया तो १२९६००० वर्ष हुए, यही त्रेतायुग का प्रमाण 
हुआ । फिर कलिप्रमाण को दो से गुणा किया तो ८६४००० वर्ष 


हए, यही द्वापर का प्रमाण जानिये ॥ २॥। 
संवत्सर में वर्षादि के विस्वा का आनयन । 


शाकस्िशेनिघ्नो नग७भाजितश्च 
शेषं द्विशनिघ्नं शरण्संयुतं च । 
वर्षा च धान्यं तृण-शीत-तेजो | 
वायुश्च दृद्धिक्षयविग्रहो च ॥ १॥ 
शाक वेद ४ गुणं कृत्वा सप्तभि ७ भागमाहरत्‌ । 
शेषं द्विर्ष्नं त्रिभिश्युक्तं सुक़्विश्वाख्यसंज्ञकम्‌ ॥ २ ॥ 
क्षथा तृषा च निद्रा च आलस्योद्यममेव च । 
शान्तिः क्रोधस्तथा दम्भो लोभमंथनयोः क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
ततश्च रसनिष्पत्तिः फलनिष्पत्तिरेव च । 
उत्साहः सर्वलोकानां फलान्येतानि चिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शक च वसु ८ भिनिघ्नं नव ६ मिमांगमांहरेत्‌ । 
शेषं द्वि२ध्नं रूप १युक्तं प्रोतं विश्वाख्यसंज्गकम्‌ ॥ ५॥ 
उग्रस्वपापपुण्यानि व्याधिश्च व्याधिनाशनम्‌ । 
अाचारश्चाप्यनाचारो मृत्युजन्म यथाक्रमस्‌ ॥ ६ ॥ 
देशोपद्रवस्वास्थ्यं च चोरभीश्चोरनाशनम्‌ । 
बह्विभीर्वेह्विशान्तिश्च ज्ञातव्यानि यथाक्रमात्‌ ॥ ७॥ 








संवत्सरप्रकरण । व 


शक! चतुः,स्थरशर ५ सप्त ७ नन्द ६ 
रुद्रे ११ हतः सप्त ७ हतावशेषम्‌ । 
द्वि २ घ्नं त्रिभिः ३ संयुतमत्र मान 
मुद्भिजजारण्डजस्वेदजानाम्‌ ॥ = ॥ 
सप्षऽव्नशाकं नवमि&भाजिताशेषकं तथा । 
लोचनरघ्नं युतं रामेश्जीवीयाश्च यथाक्रमम्‌ ॥ & ॥ 
शलभाश्च शुकाश्चव मूषकाः स्वणताम्रका । 
स्वचक्रं परचक्रं च वृष्टिवष्टिविनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
अकादिवारे संक्रान्तो ककस्याब्दविशोपकाः । 
दिशो १० नखा २० गजाः = सूयां १२ 
भृत्यो १८ ऽषशादश १८ सायकाः ५ ॥ ११ ॥ 
शक को तीन से गुणा करके सात का भाग देना, लब्ध को 

अलग रखना और शेष को दूना करके पाँच जोड़ देना जो अङ्क 
हों वह वर्षा के बिस्वा निकलेंगे । फिर लब्ध को तीन से गुणा 
करके सात का भाग देना, लब्ध को अलग रखना, शेष को दूना 
करके पाँच जोड़ देना, जो अङ्कु प्राप्त हों उनको धान्य के बिस्वा 
जानिये । फिर लब्धाङ्क को इसी रीति से गणित करके तृण के 
बिस्वा बन जायेगे । फिर लब्धाङ्क से इसी प्रकार वारंवार यही 
क्रिया करने से शीत, तेज, वायु, वृद्धि, क्षय और विग्रह इन सब 
के बिस्वा अलग अलग निकलंगे । 


~ 
**५- 


उदाहरण । 


संवत्‌ १९४८ शक १८१३ इस शक को तीन से गुणा किया 
तो ५४३९ हुए । इसमें सात का भाग दिया तो लब्ध मिले ७७७ 


i 
S 
|] 





१२ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
विषय पृष्ठ | विषय 
पृथ्वी-शोधन-प्रकरण २१३ | काल-पाशयोगविचार 
प्रश्नाक्षरों के फल २१३ | काल-पाश-चक्र 
द्वार मुहूतं ९१५ | यात्रा में अनिष्ट-लग्न- 
द्वार-चक्र २१५ विचार 
सूर्य नक्षत्र से द्वार-चक्र न्यास २१६ | मृत्यु-योग 
कपाट-चक्र २१६ | वाञ्छित-योग 
कपाट चक्र का न्यास २१७ | लग्न-फल 
द्वार-मुख-विचार २१७ | लग्नवास-चन्द्रवास-चक्र 
द्वार विचार २१७ | यात्रा में वर्जित काल- 
द्वार-विचा२र-चक्र २१८ | विचार Fs 
प्लव (पनारे) का विचार''' २१८ | वर्णानुसार मुहूत-विचार ''' 
गृह-प्रवेश-मुहूत २१८ दिशा-क्रम से वाहन-विचार ` 
गृह-प्रवेश-विचार २१९ | यात्रा में दिशा-दोहद 
गृह-प्रवेश में कुम्भ-चक्र २१९ | दिशा-दोहृद चक्र 
ढा चन्द्रवास-विचार 
सूर्य-नक्षत्र से कलश-चक्र `` 3४% द्रवात 
वाम-रवि-विचा र 1५1 का 
ग्रह-बलाबल-विचार २२१ प्रधान आकार 
नन १९२ | प्रस्थान दिन प्रमाण 
तेमाल आवि. के. तति प्रस्थान प्रमाण-विचार 

का शुत १९२ | यात्रा में वजित दुग्धादि `` 
य।त्रा-मूहुतं-विचार २२३ वार-दोहद ग 
दिबशूल-विचार २ १" वार-दोहद-चक्र 
वार-नक्षत्र-शुल-चक्र २२४ नक्षत्र-दोहद 
विदिक्शूल-विचार २२४ | नक्षत्रदोहद-चक्र 
शूल-दोष-निवारणाथं भक्ष्य ` ` २२४ | तिथि-दोहद-चक्र 
सर्वेदिग्गमन-नक्षत्र-विचार''' २२४ | परिघदण्ड-विचार 
योगिनी-विचार २२५ | परिघदण्ड-चक्र 

२९% 


योगिनी चक्र 








सूर्य-होराफल 


पृष्ठ 


२२५ 


२२६ 


२२७ 
२२७ 
२२७ 
२२८ 
२२५ 











> 











विषय ` 


चन्द्र-होराफल 
भौम-होराफल 

बुध-होराफल 

गुरु-होरा फल 

शुक्र-होराफल 

शनि-होराफल 

मागं में शुभ शकुन-विचार''' 
पुनः शुभ शकुन-विचा'र 
अशुभ शकुन-विचार 
दुःशकुन-परिहार 
चन्द्रघात-विचार 
चन्द्रघात-चक्र 
तिथि-घात-विचार 
तिथिघात चक्र 
नक्षत्रघात-विचार 

नक्षत्रघात विचार 

घात-लग्न 

घातलग्न चक्र 
सर्वाङ्कु-विचार 

नक्षत्रों की निषिद्ध नाडियाँ''' 


नक्षत्र नाडी निषिद्ध-चक्र `` ` 
महाडल-दोष 

हिम्ब र-योग 
पन्थाराहु-विचार 
पन्याराहु-चक्र 

पन्थाराहुफल 


द्वितीय प्रकार से पन्थाराहु-फल 


ग्रहानुसार यात्रा में शुभ- 
योग-विचार 





विषयानुक्रमणिका । 


in 


पृष्ठ 


२३७ 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


oe टाल 


। विषय 


योग-अधियोग और योगा- 
घियोग-विचार 
यात्वा-विषयक तिथि 
चक्र और फल 
तिथि-चक्र 


युद्ध-यात्रा-विचा र 
याम-राहु-विचार 
राहु-चक्र 
पञ्चस्वर-चक्र-विचार 
पंचस्व रचक्र-व्यास 


युद्ध-्यात्रा में 
नक्षत्र-विचार 
घातवार-विचार 
घातवार-चक्र 
ग्रह्योग-विचार 
शत्रुऊ्जय योग 


अकुलादि 


शत्रुझुजय योग-चक्र 
पुण्डरीक-योग 
पुण्डरीक योग-चक्र 
कामद-योग 
कामद-योग-चक्र 
पूर्णचन्द्र-योग 

पूर्ण चन्द्रयोग-च क्र 


। मृगेन्द्र-योग 


मृगेन्द्र-योग-चक्र 
चन्द्रकालानल-चक्र 
युद्ध-नाड़ी-विचार 


फल 


१३ 


nn 


पृष्ठ 


२०१ 


२५२ 
२५३ 
२५४ 
२५५ 
२५५ 
२५५ 


२५८ 


२६४ 
२६४ 
२६४ 
२६५ 
२६६ 
२६६ 








१४ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


शक में पैंतीस जोड़कर चार का भाग ३ शेष मेघ जानना; 
अर्थात्‌ १ बचे तो आवत्तंकनाम मेघ, २ बचें तो संवत्तकनामक 
मेघ, ३ बचें तो पुष्करसंज्ञक मेघ, ४ बचे तो द्रोणसंज्ञक मेघ 
जानिये । उसका शुभाशुभ फल पूर्व मर्हाष इस प्रकार कहते हैं । 

मेघ-फल । 

आवर्तं में महावत्त हों, संवत्तेक में बहुत जलवृष्टि हो, पुष्कर 

में चित्रविचित्र वर्षा हो और द्रोण में बूड़ा आवे । 
उदाहरण । 

संवत्‌ १९४८ शक १८१३, शक में पेंतीस जोड दिये तो 
१८४८ हुए। इसमें चार का भाग दिया तो शेषा्धू बचा शून्य | 
इसलिए चौथा द्रोणसंज्ञक मेघ समझना चाहिए । इसी प्रकार से 
सब निकलेंगे ।। १-३ ॥ 

सम्वत्सर के राजा आदि का संक्षेप में फल । 

राजा भोमादिकानाञ्च वच्मि संक्षेपतः फलम्‌ । 
गुरुशुक्रेनदवोऽप्रीशाः सन्ति चेजनसोख्यदाः ॥ १ ॥ 
सुभिक्षं शोभना वृष्टिदेशे स्वास्थ्यं प्रकुवते । 
शनिभौमौ प्रकुवाते दुमिक्षं विग्रहं भयम्‌ ॥ २ ॥ 
ग्रल्पसोख्यप्रदः सोम्यः खलु दुःखप्रदो रविः । 
फलं सविस्तरं चेषां विज्ञेयं संहितादिषु ॥ ३॥ 

संवत्सर के राजादि का फल संक्षेप से कहते हैं। गुरु, शुक्र और 
चन्द्रमा राजा हों तो मनुष्यों को सुख देनेवाले हैं॥ १॥ 
सुभिक्ष हो, वर्षा अच्छी हो, देश में स्वास्थ्य लाभ भी करें। शनैश्चर 
और मङ्गल राजा हों तो दुभिक्ष और विग्रह करें ॥ २॥ बुध 
राजा हों तो थोड़ा सुख करें। सूर्यं राजा होंतो दुःख हो | 
विस्तारपूर्वक फल संहिंताग्रन्यों में जानना चाहिए ॥ ३ ॥ 











संवत्सरप्रकरण । १५ 


आषाढ में पाणमा के पवन का फल । 


आषाढे प्रणिमायां चेदनिलो वाति नेऋतः । 
अनावृष्टिधान्यनाशो जलं कूपे न ट्रश्यते ॥ १ ॥ 
ग्रापादे प्रणिमायां तु वायव्ये यदि मारुतः । 
धमशीलस्तदा लोको धनं धान्यं गृहे गृहे ॥ २॥ 
ग्राषादे प्रणिमायां तु इशान्ये याति मारतः । 
सुखिनो हि तदा लोका गीतवाद्यपरायणाः ॥ ३ ॥ 
वह्विकोणो वह्विभीतिः पश्चिमे च जलादभयम्‌ । 
अन्यत्र यदि वायः स्यात्सुभिक्षं जायते तदा ॥ ४॥ 
आषाढमास की पूर्णमासी को जो नेऋत्यदिशा से हवा चले 
तो अनावृष्टि हो, धान्यनाश हो और कप का जल सूखे ॥ १॥। 
आषाढ की पूर्णमासी को जो वायव्यदिशा से हवा चले तो लोक 
में धर्म हो और धनधान्य घर घर होवे ।।२।। आषाढ़ की पूणमासी 
को यदि ईशानदिशा से वायु चले तो लोक में सुखप्राप्ति हो और 
सांसारिक प्राणी गीतवाद्यपरायण होवें ।।३। अग्निकोण से वायु 


चले तो अग्निभय हो और पश्चिमदिशा की वायु हो तो जल का भय 
हो और शेष दिशाओं में वायु चले तो सुभिक्ष जानना चाहिए ।।४।। 


होलिका के पवन का फल । 


रवे वायो होलिकायाः प्रजाभूपालयोः सुखम्‌ । 
पलायते च दुभिक्षं दक्षिणे जायते ध्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
पश्चिमे तृणसम्पत्तिरुत्तरेध [न्यसंभवम्‌ । 

यदि खे च शिखाबृद्धिदुंगराजोऽपि संक्षयेत्‌ ॥ २ ॥ 


होलिका की वायु पूर्वदिशा में जाय तो राजा-प्रजा सुखी हों 
और दक्षिणदिशा में जाय तो पलायमान अर्थात्‌ पराजित हों, 











क 
ts 


१६ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
विषय पृष्ठ | विषय 


र 


भावानुसार ग्रहो के फल 


लग्नस्थित सफल ग्रहों 
के फल है 
भावफल चक्र 


(४) जातक-प्रकरण 


दिनेष्ट लाने का प्रकार 

मास ध्रुव-चक्र 

रात्रि-इष्ट लाने की रीति'*' 
नक्षत्न-प्रचा रविचा र 
नक्षव्रजचा र-चक्र 
नक्षत्रोदयविचार 
नक्षत्रोदय-चक्र 
नक्षत्रस्वरूप-चक्र 
राशिस्वामियो का चक्र 
उच्चनीचगृह-विचार 


उच्चनीच ग्रह-चक्र 


योगिनी दशा लाने 
की रीति 

दशाक्रम-विचार 

दशाओं के स्वामी 
योगिनीदशा-चक्र 

भक्‍त भोग्य दशा-प्रकार *** 
उदाहरण 30 
अन्तदंशा लाने की रीति '"" 
मंगल।न्तर्देशा-चक्र 
पिंगलान्तदंशा-चक्र 
धान्यात्तर्देशा-चक्र 


३२४ 
३२४ 





निम णी शी 0 0 


sn 


३२४ । 


२२५ 
२२५ 
२२६ 
२२७ 
२२७ 
३२५ 
२२५ 
३२५ 


२२८ 
२२९ 
३२९ 
३३० 
२३० 
२२१ 
३३१ 
२३१ 
२२२ 
३३२ 











Ss >>>... 
नल न बाकी 


es en, 


भ्रामर्येन्तदंशा-चक्र 
भद्रिकान्तदशा-चक्र 
उल्कान्तर्दश।-चक्र 
सिद्धान्तदं श।-चक्र 
सद्धूटान्तदेशा-चक्र 


योगिनी-दशा-फल 


मंगला-फल 
पिगलादशा-फल 
धान्यादशा-फल 
भ्रामरीदश।-फल 
भद्रिकादशा-फल 
उल्कादणा-फल 
सिद्धादश।-फल 
सङ्कटादशा-फल 
अष्टोत्तरोदशा-चक्र 
अष्टीत्तरी दशा बक्र- 
न्यास नी 
विशोत्तरीमहादशा-प्रकार *** 
विशोत्तरीमहादशा-चक्र 
सूर्थान्तर्देशा-चक्र 
चन्द्र।न्तदेशा चक्र 
भोमान्तर्देशा चक्र 
राह्वुन्तदेशा-चक्र 
गुर्वेग्तर्देशा-चक्र 
शनैश्चरान्तर्देश-पक्र 


बुघान्तदंशा-चक्र 
केत्वन्तदंशा-चक्र 
शुक्रान्तदेशा-चक्र 





पृष्ठ 
३३२ 
२२२ 
२२३ 


२२२ 
३३३ 


३३७ 
३३८ 
३३५ 
३३९ 
३३९ 
३३९ 
२३९ 
३४० 
३४० 
३४० 
३४० 
३४१ 











विषय 


ग्रहों की दृष्टियाँ 

दुष्टि-चक्र 

ग्रहभाव-फल 

भावफल-चक्र 

द्वा दश-भाव-ज्ञान 

शुभयोग 

अशुभ योग 

माता-पिता-भयप्रद-योग 

पितानाश योग 

बारहवें वर्ष में मृत्युयोग '' 

चौथे वर्ष में. ” 

आठवें " ग 

सोलहवें ” ठ 

दारिद्र योग 

मृत्यु-योग 

अन्य मत से मृत्यु-याग 

पुः अन्य मत से मृत्यु-योग 

क्षीण-पू्ण चन्द्र-निणंय 

वसिष्ठ के अनुसार ग्रह- 
बल-निबेल-चक्र 

जातिभ्रंशकारक योग 

अन्य-मत से पुनः मृत्युयोग' `` 


एक मास में मृत्युयोग 
विष-्दोषसे " 
एक वर्ष में हु 
दशदिनमें ? 


द्वितीय बर्षे में मृत्यु-योग ''" 
सातवें दिन या मास मे 
मृत्यु-योग 





विषयानुक्रमणिका । 


> = ssn “पआगगममयाममाडाममरु” 


पुष्ठ | विषय 

३४१ | अन्य मत से बारहवें वर्ष 

२४१ में मृत्यु-योग 

३४१ | माढ्थरिष्ट-योग 

३४५ | आ्रातृ-नाशक-योग 

३४६ | परमायु-योग 

२४६ | परजात-लक्षण 

३४६ दूसरी रीति से परजात- 

३४६ क नी 

२४७ | ग्रह-दृष्टि-विचार 

२४६ | भार्या-मरणन्योग 

२४७ | राज-योग 

२४७ | अन्यमत से राजयोग 

२४८ | मारकेश-विचार 

३४८ 

३४८ | पाराशरोक्त आयु-निर्णय `` 

३४८ | सूर्यदशा-फल 

३४९ | चन्द्रदशा-फल 

३४९ भौमदशा-फल 
राहुदशा-फल 

३४९ | गुरुदशा-फल 

३५० | शनिदशा-फल 

३५० | बुषदशा-फल 

३५० | केतुदशा-फल 

३५० | शुकदशा-फल 

३५१ | डिम्भाख्य-चक्र 

३५१ | डिम्भाख्य चक्र-न्यास 

३५१ | मूलबुक्ष-चक्र ओर फल 
स्त्री-जातक-विचार 

३५१ 


स्ज्री-राजयोग 


१७ 





पृष्ठ 


३५२ 
३५२ 
३५२ 
३५२ 
३५२ 


३५३ 
३५२ 
३५४ 
३५४ 
३५४ 
२५४ 
३५५ 
३५५ 
३५६ 
३५६ 
३५७ 
३५७ 
३५७ 
३५८ 
२५८ 


२५८ 
२५९ 
२६० 
३६१ 
२६२ 
२६३ 


आ २. 





१८ बृहज्ज्योतिःसार स० । 

Sr oS NE आम जा TT जक 
विषय पृष्ठ । विषय पृष्ठ 
सूयं-डिम्भाख्य चक्रान्यास '/' ३६४ | शनि-फल छुर ३७१ 
सूर्य-डिम्भाख्य चक्र रॉ. ३६४ | राहु-केतु-फल हैक ३७१ 

गोचर-चक्र १०:०५ ३19२ 
स्त्री भावस्थग्रह-फल मी 
तनुश्थानगत ग्रह-फल हमि ३६५ ग्रहों फू दान 
धनस्थानगत "' ‘` ३६५ | 
द “` | सूर-दान ३ अ 
संहजस्थानगत | ३६४. | अयान Ee उछ 
सुहृत्स्थानगत i ३६५ 
शह ब नु भौम-दात डी ३७३ ति 
सुतस्थानगत २९९ | चुंध्ध-दान क . जी 
रिषुस्थानगत १) ३6 | 
रिपुस्थानगत ३६६ गुरु-दान क ३७३ 
जायास्थानगत अ. २ ६ द्‌ | शुक्र-द [न ‘++ 3 ७ १४ 
मृत्युस्थानगत ` कको 00 | शनि-दान ३७४ 
धर्मेस्थानगत "१ पी २६७ | राहु-दान रः ३७४ 
कर्मेस्थानगत ” ३% ३६७ | केंतु-दान १" ३७४ 
आयस्थानगत " ही ३६७ | “वग्नह-दान-चक्र टर २७५ 
व्ययस्थानगत ” pe ३६७ | ग्रहों की जप-संख्या """ ३७६ 
भावफल-चक्र ” ``. ३६८ | जप-संख्या-चक्र En ३७६ ( 
ग्रह राशि भोग प्रमाण ''" ३७६ | 
(५) मिश्र-प्रकरण 
| ग्रहदशादिन-ज्ञान डड ३७७ 
गोचर-फल 
दिन दशा-चक्र त्र ३७७ 
सुर्य-फल ir. ३६९ | ग्रहों का फल-काल हश ३७७ 
र २६७ | अन्य राशि में जानेवाले 
भौम-फल दने ३६९ र ४ ५2 
बुध-फल न ३७० प्रहा का पूव-फल २७५८ 
गुशू-फल ००२० ३७० स्वराशि दारा ग्रहग-फल दु ३७८ 
शुक्र-फल Fr ३७१ | स्वशरीर में शनिवास-फल''' ३७९ 

















| वषय 


शनि-त्राहन-विचार 

पुनः 5 १८. 

शनि-नक्षत्न से वाहन-चक्र *'' 

तृतीय प्रकार से शनि-वाहन 
विचार ओर फल 

शनि के चरणों का विचार''' 

पाद-फल 

एक पक्ष में १३ तिथियों 
का फल क 

केतूदय-फल 

इन्द्र-धनुष आदि का फल ''' 

केतूदय-नक्षद्ग-फल 

केतूदय-नक्षत्र-फल-चक्र 

लग्न वर्ण-चक्र 

ग्रहों की संज्ञाएँ 

बालक के जन्मसमय में 

लग्न-निर्णय 

का द्वादशभावस्थित 

दिशा-चक्र 

संक्रांति विचार चक्र 

संक्रांति-चक्र 

पुनः संक्राति-चक्र कार 

संक्राति-निर्णेय 

द्वितीय प्रकार से संक्रांति 
निर्णय 

तृतीय प्रकार से संक्राति- 
निर्णय । 

चौथे प्रकार से संक्रांति- 
निर्णय ००० 


ग्रहो 


विषयानुक्रमणिका । 


re >> RS हहहाआवावविवषवा 


हु 


३७० 
३८० 


३८० 


4 AM AJ AY 
डी 51 डा डा 
AN ४८ AY AY 


र्ध! 
91 
gh 


1! 
डा 
AN 


३८% 
३८८ 
३९० 
३९० 
३९० 


३९२ 


३९२ 


७ > mses 


Sts anion 


ae तनमन» 


विषय 


-><>>>-:>>-_यणा RE nn 


जचन्य-त्रहत्समनक्षत्र-विचार 
और फले 
अघ-ज्ञान 
ग्रंयान्तर मै अर्घवषण- 
विचार ह 
शुभ-कृत्य में 
वर्जन-विचा'र 
स्वराशि से संक्रांति-बला- 
बल-विचार 
संक्रांति-नक्षत्र-चक्र 
संक्रांति के वाहन,. वस्त्र, 
आयुध, भक्ष्य और लेपन 
आदि का विचार 
संक्रान्ति वाहनादि-चक्र 
भौमवती-अमावस्या-पर्वेयाग 
कपिला-षष्ठी-चक्र योग 
पुष्कर-पर्व योग 
वारुणी-पवं योग 
गोबिन्द-द्वादशी-पवंयोग 
अर्घोदय और महोदय- 
पर्वेयोग ७३७ 
वृष्टि-विचार और फल 
दूसरे प्रकार से 
विचार और फल 
वृष्टि-वाहन-विचार 
ग्रहपरत्वेन वृष्टि-विचार ''' 
अबषंण-योग 
अङ्गस्कुरण-विचार 
खंजन-दर्शन-फल 
शजभंनावि-योग 


संक्राति- 


वृष्टि- 


पुष ग 


३९४ 


३९५ 


~ 9 
5% 


४०५ 
४०६ 








_ मक 


= 
छि 





२० बृहज्ज्योतिःसार स० । 

I NE पण ® 
विपय पृष्ठ | विषय पृष्ट | 
राम! दिनप्रश्त ४०६ . रवि चन्द्र मण्डल-विचार ` ४१७ 
शमादि प्रश्‍न-चक्र ४०३ | इन्द्रधनुषादि योग | ४१ 
पञ्चदशी यंत्र-प्रश्न ४०७ | कायं भेद से सूर्यादिबल 
पञ्चदशी यंत्र ४० ज्ञान IE ४१८ 
एल्ली-पतन-विचार ४०८ | स्वप्न विचार वा ४१८ 
छिदका-पह्ली-जंबुक-प्रश्‍न ` `` ४०३ | व्रतादि-निणंय 
अन्य-मत से छिक्क्रा-काक- | नवरात्रि-निर्णय | ८२४ 

श्वृुगाल-विचा'र ४०९ | हरितालिका-निर्णय ४२४ 
गभिणी-प्रश्न ४०१ | अन्य मत से गौरी ब्रत 
गभ्रेप्रश्न चक्र ४१० |... निर्णय "११: 3४२४ शो 
चौर प्रश्‍न ज्ञान ४१० | नागपञ्चमी-निर्णय ४२५ 
अंधादि नक्षत्र चक्र ४११ | पुनः दूसरे प्रकार से निणंय''' ४२५ 
नष्ट लाभ ज्ञान ४११ | बहुला-ब्रत -निणेय ४२५ 
लाभालाभ प्रश्न-ज्ञान ४१२ | दर्वाष्टमी-निणंय नमे 600 
प्रश्‍नकाल में लाभालाभ > । हुदा कुब्यन्शन्माब्दसीननणय 30-35 शेर 
शुभाशुभ-ज्ञान ४१२ ! ऋषि-पञ्चमी-निणय ४२६ | 
विदेशी प्रश्‍न-ज्ञान ४१३ | तभ नुसिहचतुर्दशी, 
तिथ्या दिप्रथुक्त प्रश्‍न-ज्ञःन और | शिवरातिचतुर्देशी-ब्रत-नि्णेय ३२७ 
फल ‘+ ४१४ | महालक्ष्मी-ब्रत-निणेय ४२७ 
कार्याकार्यं प्रश्न-ज्ञान और ककंचतुर्थी-निणेय ४२५ 
RT पट त विजया दशमी-निणंय ४२८ 
वार नक्षत्र युक्‍्तपंथा-प्रश्‍न''' ४१४ | एकादशी-निर्णय सूद 
लग्न से मनश्चिन्तित गुणगौरि-निर्णय ४२९ 
प्रश्‍न-ज्ञान ९४११ | संकटहरण-चत्तुर्थी-निर्णय ४२९ 
मूत्रक प्रश्‍न-विचार a ४१६ | श्रावणी का बन्धन-निर्णय ` `` ४३० 
धातु, मूल, जीव संबंधी दीपमालिका-निर्णय ४३० 
प्रश्त-चक्र | ४१६ | होलिका-निणंय हक ४३१ 
नष्टपशु-प्रश्न ४१६ | सामान्य तिथि-निर्णय | ४३१ 
संक्राति-बार फल ४१७ ¦ सामान्य तिथि निर्णय-चक्र' ' ४३२ 
बृहज्ज्योतिःसार की विवयानुक्सणिका सभाप्त । 





श्रीगणशाय नम: । 


बहज्ज्योतिःसार 


सटीक । 


गणाधिपं नमस्कृत्य ज्योतिःसारसुसंग्रहम्‌ । 
सूयनारायणः कुव लोकानां हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


गणेशजी को नमस्कार करके सर्वसाधारण के लाभार्थ, ज्योति:- 
शास्त्र के सारांश का संग्रह मैं सूर्यनारायण करता हूं ॥ १॥ 


(१) संवत्सरप्रकरण । 
प्रसवादि संवत्सर आनयन । 


शककालः पृथकसंस्थो दाविशत्या २२ हतस्त्वथ । 
मूनंदाश्व्यब्धि “२०१ युग्भक्को बाणशेलगजेन्दुमि: १९०: 
लब्धियुग्विहतः षष्ट्या ६० शेषे स्युगंतवत्सरा: । 
बाहस्पत्येन मानेन प्रभवाद्याः क्रमादमी ॥२॥ 
शक को दो जगह रखकर प्रथम को बाईस से गुणा करना 
उसमें चार हजार दो सो इक्यानबे जोड़कर एक हजार आठ सौ 
पचहत्तर का भाग देना ॥ १॥ जो अङ्क लब्ध मिले उसे दूसरे 
शक में जोड़ देना फिर उस अङ्कु में साठ का भाग देना जो शेष 


बचे वे ही बृहस्पति के मान से प्रभवादि गत संवत्सर होते हैं ॥२।। व: 





79 








0 बृहज्ज्योति:सार स० । 


RS पककर त 


[विषय 


शुभकृत्यो मे वजित योगादि *'' 
पर्वे-तिथियाँ हि 
भद्रा-ज्ञान 
भद्रा-वास-ज्ञान 
लाकफल 
भद्रा का परिहार 
मतात्तर से भद्रादि का परिहार 
शुक्र, गुरु और चन्द्र की 
बाल वृद्ध अवस्था 
गुरु शुक्रास्त में वजित कायं” 
अन्यमत से वाजित कायं 
गुर्वादित्य आदि का परिहार''' 


तथा भद्रा- 


अन्यमत से गुर्वादित्य का 
परिहार > 

सिहस्थ-गुरु का परिहार 

अन्यमत से सिहस्थ गुरु का 
परिहार हा 


मकरस्थ गुरु को परिहार 

ग्रहण में वर्जित मास आदि ''' 

कुयोग आदि का परिहार 

अन्यमत से कुयोग-परिहार "`` 

वार-प्रवृत्ति 

काल-होरा-ज्ञान 

द्वादश चन्द्र का परिहार 

जन्म-चन्द्र-निषेध 

चन्द्र-निर्णय 

अन्यमत से चन्द्र-निर्णय 

चन्द्र का फल... 

चर, स्थिर और हिस्वभाव- 
बोधक चक्र 


| 
पृष्ठ | 


| 


<) 
> छै) 


~ ३ 
<) 


९.) 
ei) €_ $ 


<) 
AA} 


५A ४२९) 
yer ०८ 


<) 
AN 


AM AS ९) 
~ Oo 0 


५ जा ति 


विषय 


संवत्सरों का शुभाशुभ फल **' 
तिथ्यादि गुण-ज्ञान 

तारा-ज्ञान 

दिशास्वा मि-ज्ञान 
ग्रहजाति-ज्ञान 

ग्रहवर्ण-ज्ञान 

नक्षत्न-ज्ञान 

योग-ज्ञान 


` ग्रहस्वामि-ज्ञान 


करणज्ञान 

करण-चक्र 

नक्षत्रों के स्वामी 

शुभाशुभ नक्षत्रों में क्मेज्ञान' 

स्थिर और धुवसंज्ञक नक्षत्र 
और उनमें विहित कमं '' 

चर-संज्ञक नक्षत्र भोर 
उनके कार्य 

उग्र-संश्क नक्षत्र और 
उनके कार्य 

मिश्र-संज्ञक नक्षत्र और उनके 
कायं रे 

लघु और  क्षिप्रे-संज्ञक नक्षत्र 
तथा उनके. काये 

मृदु और मैत्रसंजञक नक्षत्र 
तथा कार्य 


तीक्ष्ण और दारुणसंज्ञक 


नक्षत्र तथा कार्य 
ऊध्वंमुख-संज्ञक नक्षत्र तथा 

कायं [हः 
तियेड मु नक्षत्र तथा कार्य" '' 


पृष्ठ 


~ ~ 
~ भर 
७ 


el 


AJ 280 AI ४80७ «।) ६) eu 
TN छ HAN AN IC NC OO ARN AD 


८ AM AA 
र Q 


५१ 


४१ 


४१ 


४१ 


४२ 





विषयानुक्रमणिका । 


विषय 


अधोमुख-संज्ञक नक्षत्र तथ! 
कायं 

वार-कृत्य 

वार-दोष का परिहार 

रविवार-कृत्य 

चन्द्रवार-कृत्य 

भौमवार-कृत्य 

बुधवार-कृत्य 

गुरुवार-कृत्य 

शुक्रवा र-कृत्य 

शनिवार-कृत्य 

पञ्चक-विचार 

मेषराशिगत ग्रहण-फल 

वृषराशिगत ग्रहण-फल 

मिथूनराशिगत ग्रहण-फल 

कर्कराशिगत ग्रहण-फल 

सिंहराशिगत ग्रहण-फल 

कन्याराशिगत ग्रहण-फल 

तुलाराशिगत ग्रहण-फल 

वृश्चिकराशिगत ग्रहण-फल ।' 

धनुराशिगत ग्रहण-फल 

मकरराशिगत ग्रहण-फल 

कुम्भराशिगत ग्रहण-फल 

मीनराशिगत ग्रहण-फल 

एक मास में चन्द्र-सू्य- 


ग्रहण-फल 
(२) मुहृतं-प्रकरण 
वस्त्र-भूषण-चूडिका आदि 
घारण-मुहूतं 


re 


ह 


४३ 
४४ 
४४ 
४५ 


४० 


५१ 


>>>. ___. >>. >>>>>>२३ + mmm वि हह ण 


>» >>> > 


विषय 


चू डॉ-चक्र ज्ञान 

सूर्यं के नक्षत्र से चूड़ा-चक्र '*' 
विना मुह॒तं वस्त्र-धारण 

नील, कृष्ण-वस्त्-धारण-मुहत 
ऊनी वस्व-धारण-मुहुतं 


रेशमी वस्त-धारण-मुहत 
वस्त्न-धा रण-नक्षत्र-फल 
स्त्रियों के वस्त्र, आभूषण 
आदि धारण-मुहूत 
वस्त्नों के धुलाने का मुहूतं ` 
तम्बू आदि खडा करने का 
मुहुतं 
जूता आदि पहनने का मुहुर्त 
जेवर बनवाने का मुहुर्त 
द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर-योग'' ' 
गजाडः कुश-मुहूतं 
रस-सेबन-मुहूतं 
मल्लक्रीडा-मुहृत 
लोह-दाह-मुहूत 
लबण-मुहूत॑ 
नट-विद्या-मुहुतं 
कूम्भकार-कृत्य-मुहुतं 
स्वणेका'र-कृत्य-मुहूतं 
ताभ्बूल-भक्षण-मुहतं 
वार-विषघटी-विचार 
वार-विषघटी चक्र 
तिथि-विषघटी-विचार 
तिथि-विषषटी-चतक्रृ वक 


अभिजित्‌-मुहृतं क 


नट नट नी 


रट 


* 
A 


५२ 


५४ 
५४ 


> 
श्र 
५६ 
५६ 
४७ 
५७ 


५७ 
५८ 
५८ 


श 


५९ 
४९, 
६० 
६० 
६० 


४ वृहज्ज्योतिःसार स० । 


ऋतुज्ञान तथा अयनज्ञान । 





[a 


शिशिरपूवमृतुत्रयमुत्तर 

ह्ययनमाहुरहश्च तदामरम्‌ । 
भवति दक्षिणमन्यञ्तुत्रयं 

निगदिता रजनी मरुतां हिसा ॥ १॥ 
मृगादिराशिद्वयभानुभोगा- 

त्षडतवः स्युः शिशिरो वसन्तः । 
ग्रीष्मश्च वर्षां च शरञ्च तद्व- 
द्वेमन्तनामा कथितोऽत्र षष्ठः ॥ २॥ 


शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म इन तीनों ऋतुओं में सूर्य उत्तरायण 

होते हैं । उसमें देवताओं का दिन होता है। तथा वर्षा, शरद्‌, 

` हेमन्त इन तीनों ऋतुओं में सूर्य दक्षिणायन होते हैं। उसमें 
देवताओं की रात्रि होती है॥१॥ मकर, कुम्भ के सूयो में 
शिशिरऋतु; मीन, मेष के सूर्यो में वसन्तऋतु; वृष, मिथुन के 
सुर्यो में ग्रीष्मऋतु तथा कर्क, सिंह के सूर्यो में वर्षाऋतु; कन्या, 
तुला के सूर्यो में शरद ऋतु; वृश्चिक और धन के सूर्यो में हेमन्त- 















ऋतु होती है ॥ २॥ 
ऋतुचक़् । 
Fac १०।११ | १२।१ | २।३ | ४५ | ६७ | ८1९ 
बे शिशिर | वसन्त | ग्रीष्म | वर्षा | शरद्‌ | हेमन्त 




















संवत्सरप्रकरण । धर 


अयन में शुभाशुभ कमं । 


गृहप्रवेशखिदशप्रतिष्ठा 
विवाहचोलत्रतबन्धदीक्षाः । 
सोम्यायने कर्म शुभं विधेयं 
यदगहितं तत्खलु दक्षिणे च॥१॥ 
गृहप्रवेश, विवाह, देवप्रतिष्ठा, मुण्डन, जनेऊ और दीक्षा- 
कर्म इतने कार्य उत्तरायण सूर्य में करना शुभ हैं और अशुभ 
कर्म दक्षिणायन में शुभ हैं 4। १ ॥ 


संवत्सरो के स्वामी । 


युगं भवद्वत्सरपञ्चकेन 
युगानि च द्वादश वर्षषष्ट्याम । 
भवन्ति तेषामधिदेवताश्च 
क्रमेण वक्ष्यामि मुनिप्रणीताः ॥ १ ॥ 
विष्णुर्जीवः शक्रो दहनस्त्वष्टा चाहिबुध्नः पितरः । 
विश्वदेवाश्चन्द्रज्वलनो नासत्यनामानो च भगः॥ २ ॥ 


पाँच वर्ष का एक युग होता है। प्रभवादि साठ वर्ष में बारह 
युग होते हैं। उन वर्षों के स्वामी मुनियों ने आगे बतलाए क्रम 
से कहे हैं ॥ १॥ प्रभवादि पाँच वर्ष के स्वामी विष्णु हैं, इसके 
आगे के पाँच वर्ष के स्वामी बृहस्पति हैं, फिर क्रम से पाँच वर्ष 
के स्वामी इन्द्र हैं, पाँच वर्षं के स्वामी अग्नि हैं, पांच वषं के 
स्वामी त्वष्टा हैं, पाँच वर्ष के स्वामी अहिबृंध्न हैं, पाँच वर्षं के 








द 
र्ध 


मुहुतंगणपति में थान्य- 
च्छेदन-मुहृत॑ 

सस्य-रोपण-मुहुतं 

सस्य वक्ष लता आदि के सेचन- 
का मुहुतं 

कणं-मर्दन-मुहुतं 

धान्य-स्थित-मुहुतं 

हंवन-चक्र-विचा र 

हवन-चक्र 

अग्नि-वास-विचार 

कृष्ण पक्ष क्रा उदाहरण 

शुक्ल पक्ष का उदाहरण ।'' 

नवान्त का मुहूतं 

विष-घटी-दोष-विश्चार 

विष घटियों के जानने का 
उपाय er 

नवान्न-चक्र-विचार 

विष-घटी-चक्र 

नवान्न चक्र-विचार 

नवान्न चक्र 

अग्नि-विचार का परिहार'*' 


युगादि और मन्वादि- 
तिथि-विचार 


चैत आदि में 
तिथियाँ 

युगादि संज्ञा तिथियाँ 

शुक्लपक्ष में मन्वादि 
तिथि-चक्र 

कृष्णपक्ष में मन्वादि तिथि''' 
च र 


मन्वादि 





बृहज्ज्योतिःसार स० । 


पृष्ठ 


१०१ 
१०१ 


१०२ 


१०२ 
१०२ 
१०३ 
१०३ 
१०२ 


१ ७४ 


si कै "क न द 
1२५८ | प्रेत-कर्म का मुहृतं 


१०४ ¦ 


१० ॥ “1 


१०५ 
१०६ 
१०६ 
१०६ 
१०७ 
१०७ 


१०७ 


१०८ 


१०८ 





विषय 


शुक्लपक्ष में युगादितिथि 
चक्र क 
कृष्णपक्ष मं युगादि तिथि 
च Fe 
रोगमुक्त के स्नान का मुहूतं ` ` ' 
रोगोत्पन्न शुभाशुभ विचार''' 
सपं-दंश का विचार 
शिल्प-विद्या का मुहूतं 
मुद्रा-पातन का मुहूतं 
काष्ठादि-स्थापन का विचार '' 
काष्ठादि स्थापन का चक्र ''' 


नारायण-बलि का मुहूतं 

नौका-कर्म का मुहूर्त 

जलाशय, बाग, देवता आदि का 
प्रतिष्ठा का मुहूत 

सर्वारम्भ मुहुतं 

पादुका आदि धारण का 

4 मुहुतं ००० 

नवीन पात्र मे. भोजन 
का मुहूतं 

अमृत-सिद्धि योग 

नवीनपात्र-चक्र 

नबीनपात्र-चक्र 

नवांगना-भोग का मुहूतं 

इंट पाथने का मुहृते 

रत्न-परीक्षा-मुहुतं 

कलश-चक्र का विचार 

कलश-चक्र r+ 





re rr यानयाामवीक कळकळ वकरेककयकोकलकाकिककाककके 


पु U5 


१०८ 


१०% 
१०५ 
११० 
१११ 
पृष १ 
११% 
११५ 
११३ 
११३ 


ह 


१५४ 
पू५४ 


११६ 


११६ 
११७ 
११७ 
११५ 
११५ 
है के कि 
१1१५ 
११५ 
११५ 


re ललमग 


वि प्र 


णस्त्र-घद्रुन-मुहतं 

शस्त्र-धा रण-मुहुतं 

अग्नि-शस्त्र के घट्न और 
धारण का मुहूतं 

शिकार खेलने का मुहूत 

भूमि में धन स्थापित. करने 
का मुह॒तं न 

वाणिज्य का मुहुतं 

धर्म-क्रिया का मुहूतं 

जुलाब आदि का मुहूतं 

मिलाप का मुहूतं 

कथा प्रा रम्भ-चक्र-विचा र 


कथा रम्भ-चक्र 

नगाड़ा, मृदंग आदि के 
बजाने का मुहूत 

जान्तिक पौष्टिक कम 
का मूहूत 

वीर, वेताल आदि के 
साधन का मुहूंतं 

मन्त्र, यन्त्र, ब्रत आदि 
का मुहूतं 

रजस्वला स्त्री के स्नान 
का मुहुतं 


गर्भाधान मुहूत 

सीमंत-पुंसवन-कमे-मुहृतं `` ` 

अन्य-मत से सीमन्त-पुंसवन 
कमं-मुहूतं 

जातकमं -मूहूतं 

प्रसूता-स्नान-मृहूतं 


विषयानुक्रमणिका । 


rr तिमि विव विपि कि 
बाजि 


च्य 


ASL 29 
~) 


~ 1७७१ "नै 
है) "0 ~ २ 
ww. + > ~, ~ 


~© 
~! 
el) 


~ 
>>*> 
<! 
etl 


१२४ 


१२४ 


१२४ 


१२५ 
१२५ 


१२६ 
१२६ 
१२७ 


A 
> ~ mrs dr ~ 


SSS >. > 


—————— 


ट्ट SSSI rs गिर विवि ति फि 


विषय 


अन्य-मत से प्रसूता स्नान- 
मृतं 

दत्तक-पुत्न लेने का मुहूतं `` 

नामकरण-मुहृतं 

जल-पूजा-मुहृतं 

अन्य-मत से जल-पूजा-मुहूतं ` ` 

बालक-निष्काशन-मुहुतं 

अन्य-मत से निष्काशन तथा 
दोलारोहण-मुहतं 

दोलारोहण-चत्र 

दोला-चक्र 

स्ती-पुरुषों की कार्य के भेद से 
चन्द्रमा की शुद्धि 

तांबूल-भक्षण-मुहूतं 

बालक को पृथ्वी पर बैठाने 
तथा करधनी बांधने क्रा 
मुहुतं 

अन्नप्राशन का मुहूर्त 

कणंवेध का मुहत॑ 

मुंडन का मुहूतं 

नित्य क्षौर का मुहूतं 

अन्य-मत से क्षौर का मुहूतं ` ` ` 

अक्षरारम्भ का मुहृतं 

विद्यारम्भ का मुहुतं 

मणितारम्भ का मुहूर्त 

व्याकरणारम्भ का मुहूतं ``` 

न्यायादि शास्त्र के आरम्भ का 

धर्मशास्त्र तथा पुराणारम्भ- 
मुहृतं 


9 


प॒ ष्ठ 


क : आत नकी 
RS AR A I 1 
1 6 © 


31 


१३१ 


१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३५ 
१३६ 
१३६ 
१३७ 
१३७ 


१३७ 


१३८ 





कनान 


ऽ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


मतान्तर से राजादिज्ञानचक्न । / 





युवत्यधिप 


३ 
द| 





जिस संक्रान्ति में जो वाराधिपति हो, वही कार्याधिप मेषादि 
क्रम से चक्र के अनुसार समझ लेना ॥ 
संवत्सर में लाभव्ययज्ञान । 
राशीशवषंशयुतं त्रिरगुण्यं 
शरण ५ युक्तं तिथि १५ शेषलाभम । 
लाभं त्रिश्गुण्यं च शरेण ५ युक्तं 
तिथ्यावशेषं १५ व्ययमामनन्ति ॥ ? ॥ 
रसा६स्तिथ्यो १ ५गजाः८्शेल- 
चन्द्रा १७ नन्देन्दव १६ स्तथा । 
स्वगा २१ दिशः १० क्रमाज्ज्ञेया 
व्यादीनां भ्रुवा इमे ॥ २ ॥ 
जिस राशि को जिस वर्ष में लाभ-व्यय निकालना हो उस 
राशि के स्वामी के धुवाद्धु में उस वर्ष के राजा का भ्नुवाङ्कु 
जोड़ देना, उस अङ्कु को ३ से गुणा करना उसमें ५ जोड़ देना फिर 
उसमें १५ का भाग देना शेष बचे वह लाभ होता है। जो लब्धि 





संवत्सरप्रकरण । ९ 


मिली है, उसे ३ से गुणा करना उस अड में ५ जोड़ देना, उसमें 
१५ का भाग देना जो शेष रहे वही खर्च जानिये ।।१॥ सूर्यादिग्रहों 
के ध्रुवाङ्कू ये हैं--सूर्य का ध्रुवांक ६ चन्द्र का १५ भौम का ८ 
बुध का १७ जीव का १९ शुक्र का २१ शनैश्चर का १० ॥२॥। 
| उदाहरण । 

जेसे मेषराशि का लाभ व्यय बनाना है उसका स्वामी मङ्गल है, 
उसका ध्रुवाङ्क ५ हुआ और संवत्सर (शक १८१३) का राजा 
शुक्र है उसका ध्रुवाङ्क २१ हुआ; दोनों ध्रुवाङ्कू जोडे तो २९ हुए, 
इसको तीन से गुणा किया तो ८७ हुए, उसमें पाँच जोड़े तो ९२ 
हुए; इसमें पन्द्रह का भाग दिया तो लब्ध मिले ६ शेष बचे २; 
यही मेषराशि का लाभ जानिये । फिर लब्ध जो ६ मिले हैं, उन्हें 
तीन से गुणा किया तो १८ हुए, उसमे पाँच जोड दिये तो हुए 
२३, इसमें पन्द्रह का भाग दिया तो शेष बचे ८, यही मेषराशि 
का खर्चे जानिये। इसी प्रकार से सब राशियों का लाभ-खचं 
जानना ॥ २ ॥ 

युगों का प्रमाण । | 

दात्रिशद्धिः सहसेश्च युक्तं लक्षचतुष्टयम्‌। 
प्रमाणं कलिवषाणां परोक्तं प्रवेमंहर्षिमिः ॥ ? ॥ 
युगानां कृतमुख्यानां कमान्मानं प्रजायते । 
कलेमानं कमान्निध्नं चतु४खिरद्धि२मितेस्तदा ॥ २ ॥ 

पूर्व महषिगण चारलाख बत्तीसहजार ४३२००० वषं कलियुग 
. का प्रमाण कहते हैं ।। १॥ इसी युग के प्रमाण से सत्ययुगादि 
का भी प्रमाण कहते हैं क्रम से कलिप्रमाण को चार ४, तीन ३ 
और दो २ से गुणा करें तो उसी क्रम से सत्ययुग; त्रेता और 
द्वापरयुग का प्रमाण हो जायगा! 





0000 JJ वि 


ह 
क्त 





१० बृहज्ज्योतिःसार सऽ । 
a सा त म impr 5 तत छ पी त त ihe ह | 
| 
बिषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ 
ग्रहों का गेह-चक्र "५. - १७३ | नाड़ी का विचार १६ 
| फल १८४ 
विवाह-विचार नाड़ी चक्र नी: 
द्रादशांक-चतक्र भर १७४ | वर का निषिद्ध नक्षत्र १८४ 
ववाह में राशि मेलन- | दुष्ट भकूट का परिहार १८५ 
विचार ब १७५ | गण-परिहार १८५ 
होड़ा-चक्र ६५ १७५ | नाड़ी-दोष तथा गण-दोध का 
वर्ण आदि के गुणों का | परिहार १८६ 
विचार छनक १७६ | वर्ण आदि के दोष का 
वर्ण-विचार [Sse १७६ | परिहार १८६ 
वर्ण-विचार चक्र ७६१ १७६ | पुनः परिहार १८७ 
वश्य-विचार टी १७७ | नवपञ्चक-पारिहार १८७ 
वश्य-फल SF १७५ | मंगली-विचार १८७ 
वश्य-चक्र कि १७७ ¦ मंगल का परिहार १८८ 
तारा-विचार च ७5- नाडी तदि के दान का 
योनि-विचार a १७5 । विधान द 
योनिवेर-विचार व्य १७९ * 
di गुणों के अनुसार शुभा- 
क 
योनि-चक्र १७९ शुभ फल ¢. १८९ 
ग्रह मैत्नी-विचार १७९ | तारा के गुण १९७ 
न 15% | योनि के गुण ९० 
गण मैत्री-विचार कु १५२ 
| मैत्री के गुण १९० 
फल < १०१ 
बे गण-मैत्री के गुण १९० 
गणबोधक-चक्र १८२ : 
fF भकट के गुण छ १९१ 
भकूट का ज्ञान १५२ F 
मृत्युषडष्टक-विचार १८२ | नाडी के गुण 1०1 
वृद्धि षडष्टक-विचार ` १८२ वर्ण-दोष का परिहार १९१ 
वर्गगुण-विच।र "3 १५३ | राशि, स्वामी और वर्ण 
वर्ग चक्र sd १८३ का चक्र i ११२ 





रि जा. 


विषय 


वध्‌-प्रवेश-मुह्रत 
द्विरागमन-मुहुतं 

शुक्र का परिहार 

गोत्र-भेद से शुक्र-परिहार''' 
पुनः शुक्र का परिहार 
शुक्रांध के अनुसार परिहार '' 
शुक्रान्ध-विचार 

दान द्वारा शुक्र का परिहार''' 
त्रिराममन-मुहुतं 


त्रिरागमन में मासिक राहु 
का विचार 

मासिक राहु वास का चक्र' 

राहु का फल स्पा 

त्वैमासिक राहु-विवार 

त्रैमासिक राहु का चक्र 

गृहारम्भ का मुहुतं 

गृहारम्भ में भूमि का लक्षण ' *' 

ग्रहों का विचार हे 

गृहारम्भ-चक्र 

सूर्य-नक्षत्र से गृहारम्भ चक्र 
का न्यास 

पुनः चक्र 

ग्राम का ऋण-धन. विचा र' 

उदाहरण के 

गृहारम्भ में पुर्वोक्त राहु- 
मुख-चक्र * 

दूसरे के हाथ में मकान 
जाने का योग नो 


विषयानुक्रमणिका । 


पृष्ठ 


१९२ 
१९३ 
१९४ 
१९४ 
१९४ 
१९५ 
१९५ 
१९५ 
१९६ 


१९६ 
१९६ 
१९६ 
१९७ 


१५७ 


१९७: 


१९८ 
१९८ 
१९८ 


१९९ 
१०३ 


१९९ 
२०० 


२०० 


२०.१ 





राक्षसा और भूतो के 
निवास का विचार 

ग्राम-वास का फल 

फल 

ग्राम-राशि-विचार 

ग्राम-निवास में दिग्विचार''' 

वर्ग-दिशाश्रेष्ठता चक्र 

पिण्डविचार 

आय और द्वार-विचार 

अन्य प्रकार से 
का विचार 

आय फल 

ड्ष्टक्षेज्ञान 

दृष्टक्ष का चक्र 

खनन का प्रकार 

शुभाशुभ भूमि का विचार''' 

धर में स्नान-गृह आदि 
का विचार 

गृह-निर्माण-चक्र 

गृहायु का विचार 

गृह-नाश-योग 

चन्द्र-नक्षत्र-ज्ञान 


आय 


मकान के ध्रुव आदि 
नामों का विचार '"" 
गृहाख्य शुभाशुभ फल का 
चक्र RR) 


अश-फल-विचार 
ध्रुवादिको के नामाक्षर 
जानने की संख्या 


१२ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


शेष शून्य बचा । इसमें पाँच जोडे तो पाँच । यही वर्षाके 
बिस्वा का प्रमाण जानिये और लब्धाडू से पूर्वोक्त प्रकार 
धान्यादिक बिस्वा जानिये । 

शक को चार से गुणा करना उसमें सात का भाग देना 
लब्ध को अलग रखना शेषाङ्क को दूना करना उस अङ्कु में तीन 
जोड़ने से जो अङ्कु हों उसे क्षुधा के बिस्वा जानिये । 

लब्ध को फिर चार से गुणा करके सात का भाग देना लब्ध 
को अलग रखना शेषाङ्क को दूना करके तीन और जोड़ देना जो 
अङ्क हों उसे तृषा के बिस्वा जानिये । 

लब्धाङ्क को इसी रीति से पूर्वोक्त क्रिया करके वारंवार इसी 
प्रकार के गणित से निद्रा, आलस्य, उद्यम, शान्ति, क्रोध, दम्भ 
अर्थात्‌ पाखण्ड, लोभ, मैथुन, रस, फल तथा उत्साह के बिस्वा 


जानिये । 
शक को आठ से गुणा करना और नव का भाग देना, लब्ध 


को अलग रखना, शेषाङ्क को दूना करके उसमें एक जोड़ देना, जो 
अङ्कु हों वे उग्रत्व के बिस्वा होते हैं । 
लब्धाङ्क को आठ से गुणा करके नव का भाग देना जो लब्ध 


मिले उसे अलग रखना शेषाङ्कु को दूना करके एक जोड़ देना जो 
हों उसको पाप के बिस्वा जानिए । 


लब्धाङ्कु में पूर्वोक्त क्रिया करने से पुण्य, व्याधि, व्याधिनाश, 
आचार, अनाचार, मृत्यु, जन्म, देशोपद्रव, देशस्वास्थ्य, चौरभय, 
चौरनाश, अग्नि तथा अग्निशान्ति, इन सबों के बिस्वा सिद्ध होते हैं। 

शक को चार जगह रखना, प्रथम को पाँच से गुणा करना दूसरे 
को सात से, तीसरे को नव से, चौथे को ग्यारह से गुणा करना; इन 
चारों अङ्कों में अलग अलग सात-सार्त का भाग देना, शेषाङ्कों को 
दूना-दूना करना, चारों जगह पर उनमें तीन-तीन और जोड़ देना, 





संवत्सरप्रकरण । क्र 


फिर क्रम स उद्धिज, जरायुज, अण्डज, स्वेदज जीवों के बिस्वा 
जानना; अर्थात्‌ प्रथम अङ्क में उद्धिज, दूसरे में जरायुज, तीसरे 
में अण्डज और चौथे में स्वेदज जीवों के बिस्वा जानना । 

शक को सात से गुणा करना और नव का भाग देना, लब्ध 
को अलग रखना, शेषाङ्क को दूना करना, उसमें तीन और जोड 
देना, जो अङ्क हों उसे शलभ अर्थात्‌ टीडी के बिस्वा जानिये । 

लब्धाडू को फिर सात से गुणा करना और नव का भाग देना, 
लब्ध को अलग रखना, शेषाळू को दूना करना, उसमें तीन जोड़ 
देता, जो अङ्कु हों उसे शुक अर्थात्‌ तोता के बिस्वा जानना । 

लब्धाङ्क पर फिर इसी रीति से क्रिया करने से मूषक, सोना, 
ताँबा, स्वचक्र, परचक्र, वृष्टि और वृष्टिनाश के बिस्वा अलग 
अलग बन जायेंगे । 

कर्कं की संक्रान्ति जिस दिन हो उसी दिन के अनुसार संवत्सर 
के बिस्वा होते हैं । जैसे रविवार को संक्रान्ति हो तो संवत्सर के 
दश बिस्वा, सोमवार को बीस विस्वा, मङ्गल को आठ बिस्वा, 
बुध को बारह बिस्वा, बृहस्पति को अठारह बिस्वा, शुक्रवार को 
अठारह बिस्वा और शनिवार को पाँच बिस्वा होते हैं ॥१-११॥ 


मेघ का आनयन । 


शकं बाणाग्नि ३५ संयुक्तं वेदेन ४ परिभाजयेत्‌। 
शेषं मेघं विजानीयादावत्तांदिचतुष्टये ॥ १ ॥ 
आवर्त्तकः १ संवत्तेकः २ पुष्करो ३ द्रोणसंज्गकः ४ । 
शुभाशुभफलं ज्ञेयं प्रोतं पूवरमेहषिभिः ॥ २ ॥ 
ग्रावत्तके महावत्तेः संवर्तो बहुतोयदः । 

पुष्करे चित्रिता वृष्टिद्रोणे5पि बहुवारिदः ॥ ३॥ 











09 


१४ 





विषय 


युद्धनाडी-चक्र 
भूमि-बलाबल-विचार 
युद्ध में नारद-विचार 
युद्धकाल-विचार 
शस्त्र-घट्टनयुक्ति-विचार '*' 
शस््रलेपन-विचार 
यात्रा के अंत में गृह- 

प्रवेश मुहुतं 


श्रीपार्वत्युवाच 

ईश्वर उवाच 

षोडश मुहूते-विचार 

मुहुतेकमे-विचार 

वारक्रम से मुहुर्तोदय- 
विचार च्य 

गुणोदय तथा वास-विचार''' 

गुणों के वणं , 

गुणों का फल 

मुहूर्तो की रेखाएं 

रेखाओं का स्वरूप 

रेखाओं का फल 

राशियों के घात-गुण 

राशियों के वर्ण 


फल 
महीनों में मुह॒तं-व्यवस्था `` 
रव्यादिवारों में क्रम से 
दिनरात्रि-रेखा 
आश्विन, कार्तिक आदि के 
रविवार आदि की महृतं- 
रेखाओं का विचार *' 


शिवद्विघटिका मुहूर्त 


पृष्ठ | विषय 
२६६ | ज्येष्ठ और मलमास आदि 
२६६ | की रेखाएं 
२६७ ; षोडश मुह॒ते-चक्र 
२६७ | मूहृर्तोदय-चक्र 
२६७ | गुणोदय-चक्र और फल 
२६८ | रेखा-ज्ञान-चक्र 
नक | राशियों के अनुसार गुण, 
| गुणवग, घात-लग्न और 
| राशि-वर्ण-विचा र 
२६९ | रवि-दिन-मुहृतं-चक्र 
२६७ | रवि-रात्रि-मृहृतं-चक्र 
२७ र 
४ चन्द्र-दिन-मृहुतं-चक्र 
` | चन्द्र-रात्रि-मुह॒तं-चक्र 
२७२ | भौम-दिनन्मुहृत-चक्र 
२७३ | भौम-रात्रि-महृतं-चक्र 
२७२ | बुध-दिन-मृहृते-चक्र 
२७२ | बुध-राति-म्‌हृतं-चक्र 
२७४ | गुरु-दिन-महुतं -चक्र 
२७४ | गुरु-रात्रि-म्‌ हुतं-च क्र 
शि शुक्र-दिन-महू्त-चक्र 
२७५ र 
७५ शुक्र-रात्रि-मुहृतं-चक्र 
> उनै शनि-दिन-महुतं-चक्र 
शनि-राति-महतं-चक्र 
२७६ म 
| 
| (३) ताजिक-प्रकरण 
२७६ 
वषे-प्रवेश का प्रकार 
चन्द्र को छोड़कर रबि आदि 
२७९ ग्रहों का स्पष्टीकरण" '* 








ब्ृहज्ज्योतिःसार स० । 








~! 
$1 
+ JO 


he 
११७ 


२९८ 








| 


चन्द्र झा स्पष्टीकरण 

भभोग और 
का प्रकार 

अयनांश लाने की रीति 

लखनऊ में लग्न का प्रमाण ' 

लग्न का स्पष्टीकरण 

लग्न से इप्टकाल लाने 
का क्रम hg 


अयात 


सूयं और लग्न एक र शि 
के हों तो इष्ट-काल 
लाने का क्रम 

मास-प्रवेश-विचार 

त्रिपताकी चक्र 

पञ्चाधिकारी-विचार 

त्रिराशिप-विचार 

त्रिराशिप-चर्क्र 

दृष्टि-चक्र 

क्षेत्रा दिबल-चक्र 

स्वगृह-संज्ञा चक्र 

मित्र, सम और शत्रु-संज्ञा- 
चक्र हक 


उच्च बल-ज्ञान और नबांश- 
ज्ञान 6३० 
सूर्यादि ग्रहों का उच्चस्थान 
सूर्यादि ग्रहों की परमोच्चता  ”' 
उच्चनीच-चक्र ति 
नवांण-चक्र 
नवांश-प्रमाण-चक्र 
पञ्चवर्गा में नवांश-बल-चक्र 


विषयानुक्रमणिका । 





३७ 
३ ७ य 
३०९ 
३०९ 
२१० 


३१० 


३१० 





>>> 


विषय 


हह्ाप्रमाण-चक्र 

हृद्दाबलचक्र 

दुकाण-चक्र 

पञ्चवर्गी मे दुकाण-बल-चक्र 

वर्षश-फल 

वर्षश का निर्णय 

बल निकालने की विधि 

मन्था-विचार 

महादशा 
रीति 


मुद्दादशा-प्रमाण-चक्र 


निकालने की 


लग्नस्थ मन्था का फल 
घनस्थ ह 


सहजस्थ 
सुखभावस्थ 
पंचमभावस्थ ' 
अरिभावस्थ 


सप्तमभावस्थ 
अष्टमभावस्थ " 
नवमभावस्थ " 
दशमभावस्थ मन्था का फल 
आयभावस्थ " 

व्यय भा वस्थ 

अरिष्ट-योग 


अरिष्ट-भंग-योग 


१५ 


पुष्ठ 


३११ 


३१२ 
३१२ 


३१२ 
३१२ 
३१३ 
२१२ 
३१३ 


३१३ 
२१४ 
२१४ 
२१४ 
३१५ 
३१५ 
३१५ 
३१६ 
३१६ 
३१६ 
३१७ 
३१७ 
३१७ 
३१८ 
३१८ 
३१८ 


र 





ss 


१६ बहज्ज्योतिःसांर स० । 


















किवा दुभिक्ष हो ॥ १॥ पश्चिमदिशा में जाय तो तृण बहुत ॐ 
पदा हो । और उत्तरदिशा में जाय तो धान्यसंभव हो अर्थात्‌ 

पदा हो और जो आकाश को जाय तो राजा का किला छट 

जाय ॥ २॥ 


सूयं और चन्द्र ग्रहण का ज्ञान । 


द्वि २ द्वांदशे १२ च षष्ठे ६ च समसप्तम ७ गे तथा । 


एकराशों यदा रहुग्ररतो च शशिभास्करो ॥ १ ॥ 
राहु से दूसरे, बारहवें, छठें, सातवें या राहु की राशि में सूर्य 
चन्द्रमा होवें तो ग्रहण पड़े ॥ १ ॥ द 


मतान्तर से ग्रहण का ज्ञान । 


मासनक्षत्रमारभ्य ऋक्षं भवति षोडशः । 
अमायां प्रतिपत्सन्धों सूयग्रहणनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
रवः पञ्चदश ऋक्षं प्ूणमास्यां यदा भवत्‌ । 
रात्रां च प्रतिपत्सन्धो चन्द्रग्रहणनिश्चितम्‌ ॥ २ ॥ 
कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को जो नक्षत्र होवे उससे सोलहवाँ 
नक्षत्र अमावस को पड़े और अमावस में प्रतिपदा मिले, तो 
सूर्यग्रहण अवश्य होवे ।। १॥ जिस नक्षत्र का सूये हो उससे ५ 
पन्द्रहवाँ नक्षत्र पूर्णमासी को पड़े और रात्रि को प्रतिपदा मिले 
तो चन्द्रग्रहण अवश्य होवे ॥ २ ॥ 
फल सहित तिथियों की संज्ञाएं । 
नन्दा च भद्रा च जया च रिक्का 
पूणति तिथ्योऽशुभमध्यशस्ताः । 
सितेऽसिते शस्तसमाधमाः स्युः 
सितज्ञमोमाकिणुरी च सिद्धाः ॥ १॥ 


संवत्सरप्रकरण । १७ 


नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा ये प्रतिपदा से पञ्चमीपर्यन्त, 
षष्ठी से दशमीपर्यन्त और एकादशी से पूर्णमासी पर्यन्त तिथियों 
की संज्ञा हैं । अर्थात्‌ प्रतिपदा; षष्ठी, एकादशी नन्दासज्ञक ; 
द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, भद्रासंज्ञक; तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी 
जयासंज्ञक; चतुर्थी, नवमी, चतुर्देशी रिक्तासंज्ञक और पञ्चमी, 
दशमी, पूर्णमासी (और अमावस) पूर्णासंज्ञक हें । ये तिथियाँ 
शुक्लपक्ष में शुभ कार्य के लिए अधम, मध्यम, उत्तम और 
कृष्णपक्ष में उत्तम, मध्यम और अधम होती हैं । अर्थात्‌ शुक्लपक्ष 
की प्रतिपदा अधम, षष्ठी मध्यम, एकादशी उत्तम और कृष्णपक्ष में 
प्रतिपदा उत्तम, षष्ठी मध्यम और एकादशी अधम होती है । 
इसी प्रकार भद्रादि तिथियों में भी मध्यमादि का ज्ञान करना 
चाहिए । ये नन्दादि तिथियाँ क्रम से शुक्र, बुध; मंगल, शनि, 
बृहस्पति के दिन पढे, तो सिद्धा (कार्य सिद्ध करनेवाली ) होती 
हैं, इसलिए सिद्धा यह अन्वर्थनाम है । 


शक्लपक्ष में तिथिचक़ । 











MBAR ७ ८ ९ | १० | 


| 
१२ | १३ १४ | १५ | 


र 













गुरु 














नस्ल 


१८ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


कृष्णपक्ष में तिथिचक़् । 


भद्रा | जया | रिक्ता | पूर्णा | 














..->--::>>:>>>>>>>>>><> 













हु प्‌ 





प्‌ मध्यम 


| 
| 
| 


३० अधम 

















शनि सिद्धियोग 





गुरु 


तिथियो के कृत्य । 


गीतं नृत्यं तथा क्षेत्रं चित्रोत्सवगृहादिकम्‌ । 
वस्रालङ्कारशिल्पादि नन्दाख्यासु शुभं स्मृतम्‌ ।। १ ॥। 
विवाहोपनयो यात्राभूषाशिट्पकलादिकम्‌ । 
गजाश्‍वरथकृत्यं च भद्रातिथिषु सिद्धिदम्‌ ।। २ ।। 
सेन्यं संग्रामशस्रादि यात्रोत्सवशृहादिकम्‌ । 

भेषज्यं चेव वाणिज्यं सिद्धच त्सव जयासु च ॥ ३ ॥ 
शत्रणां वधबन्धादि विषशस्राग्नियोजनम्‌। ( 
कर्तव्य तच्च रिक्कायां नेव सन्मडुलं क्वचित्‌ ॥ ४ ॥ 
व्रतबन्धविवाहादि यात्राराज्याभिषेचनस्‌ । 

शान्तिकं पोष्टिक कमं प्रणा सु किल सिद्धबति ।। ५॥ 





संवत्सरप्रकरण । १९ 


गीत, नृत्य, खेती का कार्य, चित्र, उत्सव, गृहादि कर्म तथा 
वस्त्राभूषण धारण करना और शिल्पादि कमं अर्थात्‌ थवई का कृत्य 
इनमें नन्दा तिथि शुभ है ।।१।। विवाह, जनेऊ, यात्रा, भूषण पहि- 
रना, थवई का काम, कला सीखना भौर हाथी-घोड़ा व रथकर्म 
इन सब कार्यों में भट्रातिथि शुभ है ॥२।। फौज के कार्य, युद्धकार्य 
और हथियारों के कार्य और यात्रा का उत्सव या गृहादिक कार्य 
तथा भेषज्य अर्थात्‌ औषध करना, वाणिज्यकर्म इन कार्यों में 
` जया तिथि शुभ है ॥३॥ शत्रु का वध करना, बन्धनादि कर्म करना, 
विष देना, शस्त्र चलाना, अग्नि लगाना इन कार्यो में रिक्ता तिथि 
शुभ है । और मङ्गलकार्य रिक्ता में कभी न करना चाहिए ।। ४॥। 
जनेऊ, विवाह, यात्रा, राजगही पर बैठना और शान्तिकर्म और 
'पोष्टिक कर्म इनमें निश्चय करके पूर्णा तिथि शुभ है ॥ ५॥ 


तिथियों के स्वामी । 


तिथीशा वहिधात्र्यम्बाहेरम्बोरगषण्मुखा: । 
रवीशाम्बायमोविश्वे हरिस्मरशिवेन्दवः ॥ 
अमावास्यातिथेरीशाः पितरः संप्रकीर्तिताः ॥ १ ॥ 


प्रतिपदा के स्वामी अग्नि, द्वितीया के स्वामी ब्रह्मा, तृतीया 
की स्वामिनी देवी, चतुर्थी के स्वामी गणेश, पञ्चमी के स्वामी 
सपं, षष्ठी के स्वामी स्वामिकात्तिक, सप्तमी के स्वामी सूर्य, अष्टमी 
के स्वामी शिव, नवमी की स्वामिनी दुर्गा, दशमी के स्वामी यम, 
एकादशी के स्वामी विश्वेदेव, द्वादशी के स्वामी विष्ण, त्रयोदशी 
के स्वामी कामदेव, चतुर्दशी के स्वामी शिव, पूर्णमासी के स्वामी 
चन्द्रमा और अमावस के स्वामी पितर हैं। इसी प्रकार से 
“तिथियों के स्वामी जानना ।। १ ॥। 


| | 









































२० वृहज्ज्योतिःसार स० । 
# 
तिथीशचक़ । | 
१|२| ३ [+ | ५ ं ६ | ७ | = | ९ |१०|११|१२|१३|१४ ३, 
वि Fbefele Fels ele र 
| 1३ | | E 
EEE Ew जहा ११: 
कृत्य-विशेषों में निषिद्ध तिथियाँ । 


पष्ठय ६ प्रेमी ८ भूत १४ विधुक्षयेषु ३० 
नो सेवेत ना तेलपले क्षरं रतम्‌ । 
नाभ्यञ्जनं विश्व १३ दश १० द्विके २ तिथो 
धात्रीफलं: स्नानममा३०द्रिऽगो ६ष्वसत्‌ ॥ १॥ ` 
पुरुष षष्ठी को तैल सेवन, अष्टमी को मांस भक्षण, चतुर्दशी 
को क्षौर कम और अमावस को स्त्रीप्रसंग न करे। त्रयोदशी, दशमी, 
द्वितीया इन तिथियों में उबटन न लगावे । अमावस, सप्तमी और 
नवमी को आँवला के फल से स्नान न करे ।। १॥। 


तिथि-विशेष में तेल आदि का परिहार । 


ष्ठीशनेश्चरे तेलं महाष्टम्यां पलानि च । 

तीथक्षोरं चतुर्दश्यां दीपमालास मेथनम्‌ ॥ १॥ 

षष्ठी को यदि शनिवार पड़े तो तेल सेवन करना चाहिए । | 
और दुर्गाष्टमी को मांस खाना योग्य है तीर्थस्थान पर चतुर्दशी 


के क्षौर में दोष नहीं है और दीपमालिका को मैथुन का 
निषेध नहीं है ।। १॥ 





संवत्सरप्रकरण । २१ 
तिथियों में भक्ष्य-निषंध । 


कूष्माण्डं मातुलुङ्गं च पटोलं बृहतीफलम्‌ । 
श्रीफलं पिचुमन्दं च धात्रीं पक्षादितस्त्यजेत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को बिजौरा नींबू, तीज को 
परवर, चौथ को भाँटा, पञ्चमी को बेल, छठि को निमकौरी 
और सप्तमी को आाँवला का भक्षण (खाना) वर्जित है ॥ १॥। 
शभकृत्यों में वजित योगादि । 
व्यतीपातवेग्रृत्यमापर्वभद्रा | 
तिथेवंद्धिनाशो जनुभे ग्रहम्‌ । 
कवीज्यास्तसंकान्तिन्यूनाधिमासं 
कुजाकोर्किरिक्कास्त्यजे दरव्यक्ृत्ये ॥ १ ॥ 
विष्कुम्भवज्रे घटिका हि तिस्र 
व्याघातशूले नव पञ्च जह्यात्‌ । 
भव्येषु कृत्येष्वतिगण्डगण्डे 
षडेव धीरः परिघाद्धमाद्यम्‌ ॥ २॥ 
व्यतीपातयोग, वेधृतियोग, अमावस, पवे, भद्रा, तिथिवृद्धि और 
तिथिक्षय, जन्मनक्षत्र, ग्रहणनक्षल और शुक्र व बृहस्पति का अस्त, 
संक्रान्ति का दिन तथा क्षयमास, मलमास और मंगल, रविवार, 
शनिवार और रिक्तातिथि ये कुयोग समस्त शुभकाय में वाजत हैं।। १॥ 
किसी आचार्य के मत से संक्रान्ति में सोलह सोलह घड़ी पूर्वे 
और पर की वर्जित हैं । विष्कुम्भ व वप्त्रयोग के आदि में तीन 
तीन घड़ी वर्जित हैं व्याघात के आदि में नव घड़ी और शूल के 
आदि में पाँच घड़ी वर्जित हैं। गण्ड व अतिगण्ड में छः छेः. 








२२ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


घड़ी वजित हें । और समस्त शुभकार्यो में परिघयोग के आदि 
का आधा वर्जित है ॥ २॥। 
पर्वे-तिथियाँ । 
चतुर्दश्यष्टमी कृष्णा अमावस्या च पूर्णिमा । 
पर्वण्येतानि राजेन्द्र ! रविसंक्रान्तिरेव च ॥ १ ॥ 
कृष्णपक्ष की चतुदंशी और अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी 
और संक्रान्ति का दिन ये पवसंज्ञक हैं तथा शुभकार्य में 
वर्जित हैं ।। १ ॥। 
भद्रा-ज्ञान । 
शुक्ले पूवा द्वं ऽषठमीपञ्चदश्यो- 
भंद्रेकादश्यां चतुथ्या पराद्धे । 
कृष्णेऽन्त्याद्धं स्यातृतीयादशम्योः 
पूर्व भागे सक्षमीशम्भृतिथ्योः ॥ १ ॥ 
शुक्लपक्ष में अष्टमी और पूर्णमासी के पूर्वाधं में भद्रा वास 
करती हैं। एकादशी और चतुर्थी के उत्तरार्धे में भद्रा वास 
करती हैं । कृष्णपक्ष में तृतीया और दशमी के उत्तरार्धं में 
भद्रा वास करती हैं, सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में 
भद्रा वास करती हैं ।। १ ॥ 
भद्रा-वास-ज्ञान तथा भद्रालोकफल । 
कुम्भककद्वये मत्ये स्वे ऽब्जे ऽजात्त्रयेऽलिगे । 
स्रोधनुजेकनकेऽघो भद्रा तत्रेव तत्फलम्‌ ॥ ? ॥ 
स्वगें भद्रा शुभं कार्य पाताले च धनागमः । 
मृत्युलोके यदा भद्रा सवकार्यविनाशिनी ॥ २ ॥ 








संवत्सरप्रकरण । २३ 


कुम्भ, मीन, कर्क, सिंह इन राशियों में चन्द्रमा हो तो भद्रा 
का वास मृत्युलोक में होता है । मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक 
इन राशियों के चन्द्रमा में भद्रा का वास स्वर्गलोक में जानिये । 
कन्या, तुला, धन और मकर इन राशियों में चन्द्रमा हो तो भद्रा 
का वास पाताललोक में होता है। जिस लोक में भद्रा हो उसी 
लोक में फल देती है १ ॥ स्वगं में भद्रा हो तो काय में शुभ- 
फल, पाताल में हो तो धनलाभ और मृत्युलोक में हो तो सब 
कार्यों का विनाश करती है ॥ २ ॥। 


भद्रा का परिहार । 


दिवाभद्रा यदा रात्रो रात्रिभद्रा यदा दिने । 

तदा विष्टिकृतो दोषो न भवेत्सवसोख्यदः ॥ १ ॥ 

दिन की भद्रा अर्थात्‌ पूर्वाद्धं की भद्रा रात्रि में हो और रात्रि 
की भद्रा अर्थात्‌ पराद्धं की भद्रा यदि दिन को पड़े तो भद्रादोष 
नहीं करती है और सवंसुख देनेवाली होती है ॥ १ ।। 

मतान्तर से भद्रादि का परिहार । 

विष्टिरङ्गारकश्वेव व्यतीपातश्च वेषृतिः । 

प्रत्यारेजन्मनक्षत्रं मध्याह्वापरत; शुभम्‌ ॥ १ ॥ 

विष्टि अर्थात्‌ भद्रा, अङ्गारक अर्थात्‌ मंगल, व्यतीपात और 
वैधति योग तथा पाँचवीं तारा और जन्म का नक्षत्र ये सभी 
कुयोग मध्याह्नं के अनन्तर शुभ होते हैं ॥ १ ॥ 

शुक्र, गुरु ओर चन्द्र को बाल वृद्ध अवस्था । 


पुरः पश्चाद्भृगोबाल्यं त्रिदशाहं च वा द्धकम्‌ । 
पक्षं पञ्चदिनं ते दे गुरोः पक्षमुदाहते ॥ १ ॥ 








२४ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


ते दशाहं द्वयोः प्रोक्ते केश्वित्सपदिनं परे; । 
त्यहं त्वात्ययिकेऽप्यन्येरुद्वाहं च त्र्यहं विधोः ॥ २ ॥ 
यदि शुक्र का उदय पूर्व में होवे तो तीन दिन बालक रहता 
है और पश्चिम में उदय हो तो दश दिन बालक रहता है । जब 
पूर्वदिशा में शुक्र अन्त होने को होता है, उसके पहले पन्द्रह दिन 
से वृद्ध होता है और जब पश्चिम में अस्त होने को होता है तब 
उसके पहले पाँच रोज वृद्ध होता है । बृहस्पति के उदय 
और अस्त होने पर, वह क्रम से पन्द्रह, पन्द्रह दिन बाल और 
वृद्ध रहता है ॥ १॥ कोई आचार्य शुक्र और बृहस्पति की 
बाल्यावस्था और वृद्धावस्था दश दिन की कहते हैं और कोई सात 
दिन की कहते हैं । कोई कहते हैं कि यदि कोई कार्य करना बहुत 
ही आवश्यक हो तो तीन ही दिन की बाल्यावस्था और वृद्धा- 
वस्था माननी चाहिए । चन्द्रमा की बाल्यावस्था आधा दिन तथा 


वृद्धावस्था तीन दिन की होती है ॥ २ ॥ 
गुरु-शक्रास्त में वर्जित कायं । 


वाप्यारामतडागकूपभवनारम्भप्रति्ठ ब्रता- 
स्मभोत्सर्गवधूप्रवेशनमहादानानि सोमाष्टके । 
गोदानाग्रयणम्रपाप्रथमकोपाकमवेदत्रतं 
नीलोद्वाहमथाति पन्नशिशुसंस्कारान्सुरस्थापनम्‌ १ 
दीक्षामोञ्जिविवाहमुण्डनमपू्व देवतीर्थेक्षणं 
संन्यासाग्निपरिम्रहो नपतिसंदशाभिषेको गमम्‌ । 
चातुर्मास्यसमाइती श्रवणयोवेंधं परीक्षां त्यजे द्‌ 
ृद्धत्वास्तशिशुत्वइज्यसितयोन्यूनाधिमासेतथा ।।२॥ 





सवत्सरप्रकरण । २५ 


बावली, बगीचा, तालाब, कुआँ और घर इनके बनाने का 
आरम्भ करना या प्रतिष्ठा करना और नवीन ब्रत का आरम्भ करता 
तथा उद्यापन, वधूप्रवेश, महादान (तुलादान आदि सोलह), 
सोमयज्ञ, अष्टकाश्राद्ध, प्रथमवार दाढ़ी के बाल बनवाना, नवान्न, 
पौशाला, प्रथम श्रावणीकर्म, वेदारम्भ, काम्यवृषोत्सग, सम 
यातिक्रान्त बालक का संस्कार अर्थात्‌ अन्नप्राशनादि कमें करना, 
देव-प्रतिष्ठा करना ।। १ ॥ तथा मन्त्र लेना अर्थात्‌ शिष्य होना, 
जनेऊ करना, विवाह तथा मुण्डन करना और प्रथम तीर्थे व 
प्रथम देवता का दर्शन, संन्यास लेना, अग्निहोत्रादि के लिये 
अग्नि का ग्रहण करना, राजा का दर्शन और राजगद्दी पर 
बैठना, यात्रा करना, चातुर्मास्य नामक यज्ञ, समावतंन कर्म, 
कर्णवेध करना, परीक्षा लेना ये सब कार्य बृहस्पति और शुक्र के 
अस्त में तथा बाल और वृद्ध समय में वर्जित हैं। ये सब 
कार्य क्षयमास तथा मलमास में भी वर्जित हैं॥ २॥ 


अन्यमत से वर्जित कार्य । 
अस्ते वर्ज्यं सिंहनक्रस्थजीवे 
वर्ज्यं केचिद्वक्रगे चातिचारे । 
ुर्वादित्ये विश्वघसेऽपि पक्ष 
प्रोचुस्तद्दन्तखादिभूषाम्‌ ॥ १ ॥ 
बृहस्पति और शुक्र के अस्त में जो कार्य वर्जित हैं वे सिह और 
मकर के बृहस्पति में भी वर्जित हैं। किसी आचाये का मत 
यह है कि यदि बृहस्पति वक्ती किवा अतिचार अर्थात्‌ एक राशि 


का उल्लंघन करके दूसरी राशि पर चले गए हों तो भी पूर्वोक्त 
वर्जित हैं । गुर्वादित्य अर्थात्‌ सूयं और बृहस्पति जब एक राशि 








क सु ZCI NO | | 
| 


में हों तो भी वर्जित हैं। पूर्वोक्त कार्य जब तेरह दिनका 
पक्ष पड़े तब भी वर्जित है। उसी प्रकार से हाथियों के 
दाँत से या रत्न से बने हुए आभूषणों को भी बृहस्पति और 
शुक्र के अस्तादि काल में धारण न करना चाहिए ॥ १ ॥ 

गुर्वादित्य आदि का परिहार । 


गुवादित्ये दशाहानि गुरो सिंहे त्रिमासिकम्‌ । 
अंतीचारे च वक्र च अश्टाविंशतिवासरान ॥ १ ॥ 
गुर्वादित्य दस दिन मानना चाहिए और सिंह के बृहस्पति - 
तीन महीना वर्जित हैं तथा अतीचार वा वक्री हों तो अट्ठाइस 
दिन वाजित हैं ॥ १ ॥ 
अन्यमत से गुर्वादित्य का परिहार । 
गुरुः सूयोतथग्‌ भूत्वा पुनश्चेत्कियते युतिः । 
गुवादित्योदभवो दोषो न भवेद्वे कदाचन ॥ १ ॥ 
गुरु सूयं अलग होकर फिर एकराशि में प्रवेश करें तो गुर्वा- 
दित्य का दोष निश्चय से नहीं होता है ॥ १ ॥ 
सिहस्थ गुरु का परिहार । 
मघादिपञ्चपादेषु गुरुः सवत्र निन्दितः । 
गङ्गागोदान्तरं हित्वा शंषांध्रिषु न दोषकृत्‌ ॥ १ ॥ 
चार चरण मघा के और एक चरण पूर्वाफाल्गुनी का, इन 
पाँच चरणों में बृहस्पति समस्त देशों में वर्जित हैं। गंगा तथा 
गोदावरी के बीच को छोड़कर शेष जो चार चरण सिंह नक्षत्र के 
| | बाको रहे, वे अन्य देशों में वर्जित नहीं हें । अर्थात्‌ गंगा 
| गोदावरी के बीच में केवल मेष के सूर्यों को छोड़कर समस्त सिंह 
| का बृहस्पति वर्जित हें । यह वचन आगे लिखते हैं ॥ १ ॥ 








संवत्सरप्रकरण । २७ 
अन्यसत से सिहस्थगुरु का परिहार । 


मेषेऽकं सद्न्तोदाहो गङ्गागोदान्तरे्‌ऽपि च । 

सवः सिहगुरुवज्यः कलिङ्ग गोंडगुजरे ॥ १ ॥ 

सिंह के बृहस्पति में यदि मेष के सूर्य हों तो गङ्गा और 
गोदावरी के मध्य में भी विवाह शुभ है परन्तु कलिङ्गदेश, गोड़देश 
और गुजेरदेश में समस्त सिह का बृहस्पति वाजित है ॥ १ ॥ 


मकरस्थ गुरु का परिहार । 


रेवापूर्व गण्डकीपश्चिमे च 
शोणस्योदग्दक्षिण नीच इज्यः । 
वज्यों नायं कोङ्कण मागधे च 
गोडे सिन्धो वर्जनीयः शुभेषु ॥ १ ॥ 
रेवानदी के पूर्व और गण्डकी नदी के पश्चिम ओर शोणभद्र 
के उत्तर-दक्षिण में मकर के बृहस्पति शुभ कार्यों में वाजत | 
पर कोंकण और मागधदेश में नहीं वर्जित हैं। गौड्देश व 
सिन्धृदेश में शुभकार्यो में वजित हैं॥ १ ॥ 


ग्रहण में वजित मास आदि । 


नेष्टं ग्रहर्त सकलाद्धपाद- 
ग्रासे क्रमात्तकगुणेन्द॒मासान्‌ । 
पूव परस्तादुभयो्रिधला | 
ग्रस्तास्तगे चाभ्युदितेऽद्ध॑खण्डे ॥ १ ॥ 








२८ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


यदि सवंग्रहण हो तो ग्रहण का नक्षत्र शुभकाय में छ: महीने 
तक वजित है । यदि आधा ग्रहण हो तो ग्रहण का नक्षत्र तीन महीने 
तक वाजित है और यदि चौथाई ग्रहण पड़े तो एक महीना तक 
शुभकाय में ग्रहण का नक्षत्र वर्जित हे । यदि ग्रहण पड़ते-पड़ते 
अस्त हो जाय तो ग्रहण के पहले तीन दिन शुभकार्य में वाजित 
हैं । यदि ग्रहण पड़ते-पडते उदय हो तो ग्रहण के पीछे तीन दिन 
शुभकाय में त्याज्य हैं । यदि अधंग्रास हो तो भी तीन दिन पहले 
और तीन दिन पश्चात्‌ (और ग्र हेण का दिन भी) शुभ कार्यों में 
त्याज्य है ।। १ ॥ | 


कुयोग आदि का परिहार । 


कुयोगारितिथिवारोत्थास्तिथिमोत्था भवारजाः । 
हणवङ्गखसेष्वेव वज्या्रितयजास्तथा ॥ १ ॥ 


तिथि वार से युक्त जो कुयोग हैं तथा तिथि नक्षत्र से मिले जो 
कुयोग हैं और नक्षत्र वार मिलकर जो कुयोग हैं वे हणदेश, वङ्गदेश 
और खसदेश में वर्जित हैं । इसी प्रकार से तिथि , वार, नक्षत्र इन 
तीनों से युक्त जो कुयोग हैं वह भी इन्हीं देशों में वाजित है ।। १॥ 


अन्यमत से कुयोग-परिहार । 


अयोगे सुयोगोऽपि चेत्स्यात्तदानी- 
मयोगं निहत्येष सिद्धि तनोति । 
परे लग्नशुद्धचा कृयोगादिनाशं 
| दिनाद्धोत्रं विष्टिप्रवं च शस्तम्‌ ॥ १ ॥ 

















२ 


संवत्सरप्रकरण । २९ 


कुयोग में जो सिद्धियोग पड़े तो कुयोग का नाश करे, 
और अपनी सिद्धि को प्रकाश करे। दूसरे आचार्यों का मत है 
कि लग्न शुद्ध होने से कुयोगादि का नाश होता है और दोपहर 
के बाद भद्रादि जो कुयोग हैं वे भी शुभ हैं। यह वचन पहले 
लिख आये हैं ॥ १॥। 


वार-प्रवत्ति । 


निशाद्ध दिनमानं च युक्तं पञ्चेः्दुभिस्तथा । 
वारप्रवृत्तिविज्ेया सूय॑सिद्धान्तसम्मता ॥ ? ॥ 


रात्रिप्रमाण को आधा करना, उसमें दिनप्रमाण जोड़ देना उस 
अङ्कु में पन्द्रह और जोड़ देना जो अङ्कु हो वही इष्टकाल वार प्रवृत्ति 
का सूर्योदय से समझ लेना, यह सूर्यसिद्धान्त का मत हे । 


उदाहरण । 


संवत्‌ १९४८ शक १८१३ श्रावणकृष्णदशमी १० गुरुवार 
स्पष्टवार प्रवृत्ति का निरूपण ग्रहलाघव से स्पष्टदिनमान ३३।१४ 
इस दिनमान को साठ में घटा देने से रात्रिमान हुआ २६।४६ 
इसका आधा किया १३।२३ इसको दिनमान में जोड़ दिया 
४६।३७ इसमें पन्द्रह और जोड़ दिये ६१।३७ यह अङ्कु हुआ; 
इसमें ६० निकाल डाले तो रहे १।३७ यही इष्टकाल गुरुवार 
प्रवेश का हुआ अर्थात्‌ एक घड़ी सेंतीस पल दिन चढ़े बृहस्पतिवार 
का प्रवेश हुआ । जब अङ्क वारप्रवेश का ६० से ज्यादा आवे तब 
६० निकालकर जो शेष बचे वही दिन चढ़े का इष्टकाल जानना 














३० बृहज्ज्योतिःसार स० । 


और वही भङ्क ६० से कम आवे उसे ६० में घटा देना, जितना 
शेष बचे उतनी रात्रि रहे का इष्टकाल जानना ॥ १ ॥ 


काल-होरा-ज्ञान । 


वारादेघ॑टिका द्विरष्ना: स्वाक्षहच्छेषवर्जिता: । 
सका १ स्तष्टा नग: ७ कालहोरेशा दिनपक्रमात ॥ १॥ 
जब से वारप्रवृत्ति लगे तब से जो इष्टकाल बीता हो उसे दूना 
करना, फिर उसे दो जगह रखना, पहले अङ्कु में पाँच का भाग देना 
जो शेषाङ्क हो उसे दूसरी जगह घटा देना, उसमें एक और जोड़ 
देना, उसमें सात का भाग देना, जो शेषाङ्क रहें, उसे दिन के क्रम 
से होरा जानना अर्थात्‌ जिस दिन का होरा बनावे उसी दिन से 
गिने । शेषाङ्क पर्यन्त अन्त में जो वार आवे उसी का होरा जानिए। 


उदाहरण । 


संवत्‌ १९४८ शक १५१३ श्रावणक्ृष्ण १० गुरुवारप्रवेश का 
इष्ट १।३७ सूर्योदयादिष्ट ६।७ इस इष्ट में वारप्रवेश का इष्ट 
घटाने से वारादि इष्ट हुआ ४।३० इसको दूना किया तो हुआ 
९।०० इसको दूसरी जगह रक्खा ९।०० इसमें पाँच का भाग 
दिया तो शेष बचे ४, इसको जिसे दूना किया है उसमें घटा देना 
अर्थात्‌ नव में घटा दिया तो शेष बचे ५, इसमें सात का भाग दिया 
तो पाँच शेष रहे । इन्हें गुरुवार से गिना तो सोमवार की होरा हुई । 
अब राति रहे यदि वारप्रदेश हो तो होरा का क्रम वारादि इष्ट 
बनाने का लिखते हें । जो इष्ट सूर्योदय से हो उसमें रात्रि रहे 
वारप्रवेश का जो इष्ट हो वह जोड़ देना । जोड़ने पर जो हो उसे 
वारादि इष्ट जान लेना फिर इसी उदाहरण से होरा बना लेना ॥१॥ 





संवत्सरप्रकरण । ३१ 


द्वादश चन्द्र का परिहार । 

अभिषेके निषेके च प्राशने ब्रतबन्धने । 
पाएाग्रह प्रयाणं च चन्द्रमा द्वादशः शुभः ॥ १ ॥ 

अभिषेक ( राजगद्दी पर बेठाना ), निषेक ( गर्भधारण), 
अन्नप्राशन, जनेऊ, विवाह और यात्रा इतने कार्यों में बारहवाँ | 
चन्द्रमा शुभ होता है ॥ १ ॥ 

जन्म-चन्द्र-निषेध । 

` जन्मगः फलदश्चन्द्रः पञ्च कमसु वजेयेत्‌ । 
यात्रायुद्धविवाहेष प्रवेशे क्षोरकमंणि ॥ १ ॥ 

जन्म का चन्द्रमा सब कार्यों में शुभ है । यात्रा, युद्ध, विवाह, 
प्रवेश और क्षौरकर्म इन पाँच कार्यों में वजित हे ॥ १॥ 

चन्द्र-निणंय । 

पापान्तः पापयुगद्यनेऽपापाचचन्द्रः शुभोऽप्यसत्‌ । 
शुभांशे वाधिमित्रांशे गुरुहष्टोऽशुभोऽपि सत्‌ ॥ १ ॥ 

चन्द्रमा पापग्रहों के मध्य में हो या पापग्रह से युक्त हो या पापग्रह 
से सातवें हो तो यदि अपनी राशि से शुभ भी हो तब भी अशुभ 
जानिए । चन्द्रमा यदि शुभग्रह के नवांश में हो या अपने मित्र के 


नवांश में हो या चन्द्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि हो तब यदि चन्द्रमा 
अपनी राशि से अशुभ भी हो तब भी शुभ जानिए ॥ १॥ 


अप्यमत से चन्द्र-निणय । व 


| सिताऽसितादो सदुदुष्ट चन्द्रे पक्षो शुभावुभी । 
व्यत्याशे चाशुभो प्रोक्वो संकटेऽन्जबलं त्विदम ॥ १ ॥ | 








३२ | बृहज्ज्योतिःसार स० । 


शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को, जिसकी राशि से चन्द्रमा शुभ हो 


. और कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को जिसकी राशि से चन्द्रमा अशुभ 


हो ऐसा योग जिसको हो उसका चन्द्रमा दोनो पक्ष में शुभ सम 
झना चाहिए । और व्यत्याश अर्थात्‌ विलोम हो अर्थात शुक्ल- 
पक्षादि में अशुभ हो और कृष्णपक्षादि में शुभ हो तो दोनों 
पक्षों में अशुभ जानिए। यंह बल चन्द्रमा का संकट अर्थात 
विवाह-यात्रा में लेना चाहिए ॥ १ ॥ 
चन्द्र का फल । 

आद्य चन्द्रः श्रियं कुयान्मनस्तोषं द्वितीयके । 
तृतीये धनसम्पत्तिश्चतुरथे कलहागमः ॥ १ ॥ 
पञ्चमे ज्ञानवद्धिश्च षष्ठे संपत्तिरुत्तमा । 
सप्षमे राजसन्मानं मरणं चाष्टमे तथा ।। २ ॥। 
नवमे धमलाभं च दशमे मानसेप्सितम्‌ । 
एकादश सवलाभो द्वादशे हानिरेव च ॥ ३ ॥ 

पहला चन्द्रमा लक्ष्मीकारक है । दूसरा मन को संतोषकारक 
है । तीसरा धनसंपत्तिकारक है । चौथा कलह करनेवाला है ॥ १॥ 
पाँचवाँ ज्ञानवृद्धिकारक है । छठवाँ संपत्तिदायक है । सातवाँ राज- 
सन्मानदायक है । आठवाँ मरणप्रद है ।। २॥। नवाँ धर्मलाभ- 
दायक है । दशवाँ मनवाञ्छित सिद्धिकारक है । ग्यारहवाँ सवं- 
लाभदायक और बारहवां हानिकारक है॥। ३ ॥ 

चर, स्थिर, द्रिस्वभाव-बोधक चक्क । 
विवि नि जीन निज मे 


मि. | क. | सि. | कं. | तु ध. | म 
द्वि. | च. ' स्थि.| द्वि. | च. | स्थि 


व्‌ 


3 वीक [FS 


मी 
द्वि 























संवत्स हे | ३३ 


संवत्सरों का शभाशभफल । 


प्रमवादृद्धिगुएं कृत्वा त्रिमिन्यनं तु कारयेत्‌ । 
सप्षभिस्तु हरेद्वागं शेषं ज्ञेयं शुभाशुभम्‌ ॥ ? ॥ . 
एके चतुर्थे दुभिक्षं पञ्चद्वाभ्यां सुभिक्षकम्‌ । 
त्रिषष्ठ च समं ज्ञेयं शून्ये पीडा न संशयः ॥ २ ॥ 
प्रभवादि संवत्सरों को दूना करके तीन घटा देना उसमें सात का 
भाग देना, जो शेष बचे उसके अनुसार शुभाशुभ फल जानना ।।१॥ 
एक व चार बचेंतो दुभिक्ष पड़े, पाँच व दो बच तो सुभिक्ष हो, तीन 
व छः बचें तो सम जानिए, और शून्य वचे तो पीड़ा हो। 
इसमें कुछ संदेह नहीं है ॥ २॥ 
तिथ्यादिगुण-ज्ञान। ` 
तिथिरेकगुणोपेता नक्षत्रं च चतुर्गुणम्‌ । 
वारश्चाष्टशुणः प्रोक़्ः करणं षोडशान्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
स्याद्द्वात्रिशद्गुणो योगस्ताराषट्टिगुणान्विता । 
चन्द्रो शतणुणो लग्नं सहखगुणमुच्यते ॥ २ ॥ 
तिथि में एक गुण है और नक्षत्र में चार गुण हैं। वार में आठ 
गुण हैं और करण में सोलह गुण होते हैं ॥ १ ॥ योग में बत्तीस 
गुण होते हैं और तारा में साठ गुण हैं । चन्द्रमा में सौ गुण होते 
हैं तथा लग्न में सहस्रगुण हैं, अर्थात्‌ हजार गुण होते हैं ॥ २ ॥ 
तारा-ज्ञान । 


जन्ममादिनभं यावद्गणनोयं यथाक्रमम्‌ । 
नव ६ भिस्त॒ हरेट्रागं शेषं ताराबलाबलम्‌ ॥ १ ॥ 





ं ३४ बृहज्ज्योति:सार सं० । 


जन्म १ संपद २ विपत्‌ ३ क्षेमः ४ प्रत्यरि; ५ साधक ६ रतथा ' 
वधो ७ मेंत्रा८तिमेत्रेयंऽतारानामसरृकफला ॥ २ ॥ 
कृष्णे बलवती तारा शुक्लपक्ष तु चन्द्रमाः । 
सदा ग्राह्या बुधरव कृष्ण तारा न चन्द्रमा ॥ ३ ॥ 
जन्म के नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक गिने उसमें नौ का भाग 
दे, जो शेष बचे, वह तारा जानिए।॥ १ ॥ एक बचे तो जन्म 
तारा, दो बचें तो सम्पत्तारा, तीन बचें तो विपत्तारा, चार बचें 
तो क्षेम तारा, पाँच बचें तो प्रत्यरि तारा, छः बचें तो साधक, | 
सात बचें तो वध तारा, आठ बचें तो मैत्र तारा, शुन्य बचे तो 
अतिमैत्र तारा जानना ।। २ ॥ कृष्णपक्ष में तारा बली है और 
शुक्लपक्ष में चन्द्रमा बली है । इसलिए पण्डितो को कृष्णपक्ष 
में सदा तारा का विचार करना चाहिए, चन्द्रमा का नहीं ।। ३॥। 
दिशास्वामि-ज्ञान । 
रविः शुक्रो महीसूनुः स्वभांनुभोनुजो विधुः । 
बुधो वृहस्पतिश्वेव दिशामीशास्तथा ग्रहाः ॥ १ ॥ 
पूर्वदिशा के स्वामी सूर्य हैं । आग्नेय के स्वामी शुक्र, दक्षिण 
के स्वामी मङ्गल, नेऋत्य के स्वामी राहु, पश्चिम के स्वामी 
शनैफचर, वायव्य के स्वामी चन्द्रमा, उत्तर के. स्वामी बुध हैं तथा 
ईशानकोण के स्वामी बृहस्पति हैं ॥ १ ॥ 
ग्रहजाति-ज्ञान 
ब्राह्मणों जीवशुक्रो च क्षत्रियो भोमभास्करो । 
| चन्द्रसोम्यो विशो प्रोक्कौ राहुमन्दो तथान्त्यजो ॥ १॥ 
बृहस्पति-शुक्र ब्राह्मण हैं, सूयं-मङ्गल क्षत्रिय हैं । चन्द्रमा-बुध 
वैश्य हैं । राहु, शनैश्चर अंत्यज अर्थात्‌ शूद्र जाति के हैं॥ १॥ 


2 
। २ } ह क > 
| [हुनत 





संवत्सरप्रकरण । ३५ 
ग्रहवर्ण-ज्ञान । 


रक्कावङ्गारकादित्यो श्वेतो शुक्रनिशाकरो । 
गुरुज्ो पीतहरितो शनिराहसितो स्मृती ॥ १ ॥ 
सूर्य मङ्गल लालवणं, शुक्र चन्द्रमा श्वेतवर्ण, बृहस्पति पीत- 
वणे, बुध हरितवर्ण, शनैश्चर और राहु श्यामवर्ण हैं ॥ १॥ 
नक्षत्र-ज्ञान । 

अश्विनी भरणी चेव कृत्तिका रोहिणी मृगः । 

यद्रा पुनवंसुः पुष्यस्ततः श्लेषा मघा तथा ॥ १ ॥ 

पूर्वाफाल्गुनिका तस्मादुत्तराफाल्गुनी ततः । 

हस्तश्चित्रा तथा स्वाती विशासा तदनन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 

अनुराधा ततो ज्येष्ठा तथा मूलं निगद्यते । 

पवाषादोत्तरापाढा अभिजिच्छवणस्ततः ॥ ३ ॥ 

धनिष्ठा शततारास्यं पूवाभाद्रपदा ततः । 

उत्तभादपक्ऽथ रेवत्येतानि भानि च ॥ २ ॥ 

अश्विनी १ भरणी २ कृत्तिका ३ रोहिणी ४ मृगशिरा ५ 

आर्द्रा ६ पुनर्वसु ७ पुष्य ८ आश्लेषा ९ मघा १० पूर्वाफाल्गुनी 
११ उत्तराफाल्गुनी १२ हस्त १३ चित्रा १४ स्वाती १५ 
विशाखा १६ अनुराधा १७ ज्येष्ठा १८ मूल १९ पूर्वाषाढ़ २० 
उत्तराषाढ़ २१ अभिजित्‌ २२ श्रवण २३ धनिष्ठा २४ शतभिष्म 
२५ पूर्वाभाद्रपद २६ उत्तराभाद्रपद २७ रेवती २८ ये अट्ठाइस 
नक्षत्र अभिजित्‌ समेत समझना चाहिए ।। १४ ॥ उत्तराषाढ़ 
का चौथा चरण तथा श्रवण नक्षत्र के आदि का पन्द्रहवाँ हिस्सा 
अभिजित्‌ नक्षत्र का प्रमाण ( भोग ) है ॥ 














२६ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
योग-ज्ञान । 


विष्कुम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्य; शोभनस्तथा । 
अतिगण्डः सुकमा च श्रतिः शूलस्तथेव च ॥ १ ॥ 
गण्डो वृद्धिभ्रुवश्चेव व्याघातो हर्षणस्तथा । 
वज्रं सिद्धिन्यंतीपातो वरीयान्परिधः शिवः ॥ २ ॥ 
सिद्धिः साध्यः शुभः शुक्लः जह्मेन्दो वेषतिः क्रमात्‌ । 
सप्तविशतियोगाश्र नामतुस्यफलप्रदाः ॥ ३ ॥ 

योगों की संख्या २७ है और उनके नाम क्रमानुसार इस 

प्रकार हें । | 


१ विष्कुम्भ 5 धृति १५ वज्त् 
२ प्रीति ९ शूल १६ सिद्धि 
३ आयुष्मान्‌ १० गण्ड १७ व्यतीपात 


४ सौभाग्य ११ वृद्धि १८ वरीयान्‌ 

५ शोभन १२ ध्रुव १९ परिघ 

६ अतिगण्ड १३ व्याघात २० शिव 
तक सुकर्मा १४ हर्षण `| २१ सिद्धि 





इन योगों के फल उनके नामों के अनुसार ही होते हैं ॥ १-३ ॥ 
ग्रहस्वामि-ज्ञान । 


शिवो दुगो गुहो विष्णुप्रह्वन्द्रः कालसंज्ञक: । 
सूर्यादीनां क्रमादेते स्वामिनः परिकीत्तिताः ॥ १ ॥ 
सूर्य के स्वामी शिव, चन्द्रमा की स्वामिनी दुर्गा, मङ्गल के स्वामी 
स्वामिकातिक, बुध के स्वामी विष्णु, बृहस्पति के स्वामी ब्रह्मा, 
शुक्र के स्वामी इन्द्र और शनेश्चर के स्वामी काल हैं ॥ १ ॥ 


| 
| 








संवत्सरप्रकरण । ३७ 
करणज्ञात । 


बवश्च बालवश्चेव कोलवस्तेतिलस्तथा । 

गरश्व वणिजो विष्टिः सप्तेतानि चराणि च ॥ १ ॥ 

कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां शकुनिः पश्चिमे दले । 

चतुष्पदश्च नागः स्यादमावास्यदलद्वये ॥ २ ॥ 

शुक्लप्रतिपदायां च किंस्तुध्नः प्रथमे दले । 

स्थिराण्येतानि चत्वारि करणानि जगुबुधाः ॥ २ ॥ 

शुक्ल प्रतिपदान्ते व बवाख्यः करणो भवेत्‌ । 

एकादशेव ब्ञेयानि चरस्थिरविभागतः ॥ ४ ॥ 

तिथिं च द्विगुणीकृत्य हीनमेकं च कारयेत्‌ । 

सप्तभिस्तु हरेद्वागं शेषं करणमुच्यते ॥ ५ ॥ 

बव १ बालव २ कौलव ३ तैतिल ४ गर ५ वणिज ६ 

विष्टि ७ ये सात करण चरसंज्ञक जानिए ॥ १ ॥ कृष्णपक्ष को 
चतुर्दशी को दूसरे दल में शकुनि करण होता है । अमावस के 
प्रथम दल में चतुष्पद करण होता है और दूसरे दल में नाग 
करण होता है ।। २॥ शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के प्रथमदल में 
किस्तुघ्त करण होता है । इन चार करणों को आचार्य लोग 
स्थिरसंज्ञक कहते हैं ॥ ३ ॥ शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दूसरे दल 
में बव करण होता है । इसी क्रम से ग्यारह करण होते हैं । चर 
स्थिर विभाग करके अर्थात्‌ पहले के सात चरसंज्ञक हैं, पीछे के 
चार स्थिरसंज्ञक हैं ॥ ४ ॥ गत तिथि को दूना करना, उसमें 
एक घटा देना, फिर सात का भाग देना, शेष जो रहे वह बवादि 
करण जानिए ॥ ५ ॥ | 








३८ बृहज्ञ्योतिःसार स० । 


करण-च क्र > 





शुक्ल पक्ष _ कृष्ण पक्ष 





| करण 4 के: करण 
"किल र २ 
प्रथम दल | ट्वितीय दल 





ऽ बालव कौलव 
९ | तैतिल गर 


१० वणिज विष्टि 





११ बव बालव 

१२ | बव बालव १२ | कौलव तैतिल 

१३ | कौलव तेतिल १३ गर वणिज 

१४ गर वणिज १४ | विष्टि शकुनि 
१५ | विष्टि बव ३० | चतुष्पद नाग 





संघत्सरप्रकरण । ३९ 
नक्षत्रों के स्वामो । 


अश्विनी दखदेवत्या भरणी यमदेवता । 
आग्नेयी कृत्तिका प्रोक्का विधाता रोहिणीश्वरः ॥ १ ॥ 
मृगशीषश्वरश्चन्द्रस्तथेवाइश्वरः शिवः 
दितिस्तु पुनर्वस्वोः पतिः पुष्यस्य वाकपतिः ॥ २ ॥ 
आश्लेषाधिपतिः सपो मघेशाः पितरः स्मृताः । 
भगश्च प्रवाफाल्गुन्या उफायाः पतिस्यमा ॥ ३ ॥ 
इस्तस्याधिपतिः सूयस्त्वष्टा चित्राभिधस्य च । 
स्वातेश्च देवतं वायुर्विशाखेन्दाग्निदेवता ॥ ४ ॥ 
अनुराधेश्वरो मित्रो ज्येष्ठाया इन्द्र उच्यते । 
मूलस्य देवतं रक्षः पूवोषादेश्वरो जलम्‌ ॥ ५ ॥ 
उषाया देवतं विश्वे विधिश्चाभिजिताधिपः 
श्रवणाधिपतिर्विष्णुधनिशा वसुदेवता ॥ ६ ॥ 
वरुणः शततारायाः परभेशः कथितोऽजपात्‌ । 
अहिबुध्न्यस्त्वथोभायाः पूषोको रेवतीपतिः ॥ ७ ॥ 
अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनीकुमार हैं, भरणी के स्वामी 
यम हैं, कृत्तिका के स्वामी अग्नि हैं, रोहिणी के स्वामी ब्रह्मा हैं॥ १॥ 
मृगशिरा के स्वामी चन्द्रमा हैं, आर्द्रा के स्वामी शिव हैं, पुनवेसु के 
स्वामी अदितिदेव हैं, पुष्य के स्वामी बृहस्पति हैँ।॥ २॥ आश्लेषा 
के स्वामी सपं हैं, मघा के स्वामी पितर हैं, पूर्वाफाल्गुनी के स्वामी 
भगदेव हैं, उत्तराफाल्गुनी के स्वामी अयमा देव हैं॥ ३॥ हस्त के 
स्वामी सूर्य हैं, चित्रा के स्वामी त्वष्टा देवता हैं, स्वाती के स्वामी 
वायुदेवता हैं, विशाखा के स्वामी अग्नि और इन्द्र हैं ॥ ४ ॥ अनु- 


४० बृहज्ज्योति:सार स० । 


राधा के स्वामी मित्रदेव हैं, ज्येष्ठा के स्वामी इन्द्र हैं, मूल के स्वामी | 
राक्षस हैं, पूर्वाषाढ़ के स्वामी जल हें ॥ ५ ॥ उत्तराषाढ के स्वामी 
विश्वेदेवता हैं, अभिजित्‌ के स्वामी विधि हैं, श्रवण के स्वामी 
विष्णुदेव हैं, धनिष्ठा के स्वामी वसुदेव हैं॥ ६॥ शतभिष के | 
स्वामी वरुण हैं, पूर्वाभाद्रपद के स्वामी अजपात्देव हैं, उत्तराभाद्रपद | 
के स्वामी अहिर्बुध्न्य हैं और रेवती के स्वामी पूषादेव हैं।॥ ७॥ | 
शुभाशुभ नक्षत्रों में कमंज्ञान । 
रोहिण्य श्चिमृगाः पुष्यो हस्तचित्रोत्तरात्रयम्‌ । 
रेवती श्रवणश्चेव धनिष्ठा च पुनवसुः ॥१॥ | 
अनुराधा तथा स्वाती शुभान्येतानि भानि च । 
सर्वाणि शुभकार्याणि सिद्धन्त्येषु च भेषु च ॥ २ ॥ 
पूर्वात्रयं विशाखा च ज्येष्ठा55द्रा मूलमेव च । 
शतताराभिमेष्वेव कृत्यं साधारणं स्मृतम्‌ ॥ ३॥ 
भरणी कृत्तिका चेव मघाऽऽशलेषा तथेव च । 
अत्युग्रं दुष्टकाय यत्‌ प्रोकृमेष विधीयते ॥ ४ ॥ 
रोहिणी, अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, तीनों उत्तरा, 
रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, पुनर्वसु, अनुराधा और स्वाती ये 
नक्षत्र शुभ हें। इनमें शुभकार्य शुभ हैं।। १--२॥ तीनों पूर्वा, 
विशाखा, ज्येष्ठा, आर्द्रा, मूल और शतभिष इन नक्षत्रों में साधारण 
कृत्य करना शुभ है॥ ३॥ भरणी, कृत्तिका, मघा और आश्लेषा 
इनमें अति उम्र कार्यं और दुष्टकार्य सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ 
स्थिर और श्रुवसंज्ञक नक्षत्र और उनमें विहित कमं । 


उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्च भ्रुवं स्थिरम्‌ । 
तत्र स्थिरं बीजगेहशान्त्यारामादिसिद्धये ॥ १ ॥ 





संवत्सरप्रकरण । ४१ 


तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र तथा रविवार इनकी ध्रव और 
स्थित संज्ञा है। इनमें स्थिरकार्य तथा गृहकार्य, बीज र घर बन- 
वाना शान्तिकर्म करना, बाग आदि लगाना, ये कार्य सिद्ध होते हैं।।१॥ 
चर-संज्ञक नक्षत्र और उनके कायं । 
स्वात्यादित्ये श्रतेखीशि चन्द्र श्रापि चरं चलम्‌ । 
तस्मिन्‌ गजादिकारोहो वाटिकागमनादिकम्‌ ॥ १॥ 
स्वाती, पुनवसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष ये पाँच नक्षत्र और 
सोमवार दिन, इनकी चर और चल संज्ञा हैं। इनमें हाथी इत्यादि की 
सवारी करे तथा फुलवारी लगावे और यात्रादि कर्म करे ।। १॥ 
उग्र-संज्ञक नक्षत्र और उनके कायं । 
, भ की २ + > 
पूवात्रय याम्यमघ उग्र केर कुजस्तथा । 
तस्मिन्घाताग्निशाठ्यानि विषशख्रादि सिद्धचति ॥ १ ॥ 
तीनो पूर्वा, भरणी, मघा इन नक्षत्रों की तथा भौमवार की 
उग्र ओर कूरसंज्ञा है। इनमें मारण, आग, लगाना तथा शठता के 
कर्म, विष कर्मे, और शस्त्रादि कमं शुभ हैं ।। १ ॥ 
मिश्र-संज्ञक नक्षत्र ओर उनक कायं । 
विशाखाग्नेयमे सोम्यं मिश्रं साधारणं स्मृतम्‌ । 
तत्राग्निकाय मिश्रं च वृषोत्सगांदि सिद्धघति ॥ १ ॥ 
विशाखा, कृत्तिका और बुधवार इनकी मिश्र और साधारण 


संज्ञा हे। इनमें अग्निकार्य व मिश्र (मिले हुए) कार्य और 
वृषोत्सर्गादि सिद्ध होते हैं ॥ १ ।। 


लघु ओर क्षिप्र-संज्ञक नक्षत्र तथा उनके कायं । 
हस्ताश्चिपुष्यामिजितः क्षिप्रं लघु गुरुस्तथा । 
तस्मिन्पण्यरतिज्ञानभूषाशिर्पकलादिकम्‌ ॥ १ ॥ 


हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ और गुरुवार इनकी लघु और 











४२  .,; बृहज्ज्योतिःसार स० । 
क्षिप्र संज्ञा है । इनमें बाजार का कार्य, रति करना, भूषण धारण 
करना, शिल्प कर्म और कला सीखना ये कर्म शुभ हैं ॥ १॥ 
मृदु ओर मेत्नसंज्ञक नक्षत्र तथा कार्य । 

मृगान्त्यचित्रामित्रक्ष मृदु मेत्रं भृगुस्तथा । 
तत्र गीताम्बरक्रीडा मित्रकार्य विभूषणम्‌ ॥ १ ॥ 

मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा और शुक्रवार इनकी मुदु 
और मंत्रसंज्ञा है । इनमें गायन वस्त्रधारण, विहार, मित्रकार्य, 
और आभूषण धारण करना श्रेष्ठ है ॥। १ ।। 

. तीक्ष्ण ओर दारुणसंज्क नक्षत्र तथा कायं । 
मूलेन्द्राद्राहिभं सोरिस्तीकष्णं दारुणसंज्ञकम्‌ । 
तत्राभिचारघातोग्रभेदाः पशुदमादिकम्‌ ॥ १ ॥ 

मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा और शनिवार इनकी तीक्ष्ण 
और दारुणसंज्ञा है । इसमें अभिचार, घात अर्थात्‌ मिलके मारना 
और भयानक कर्म करना; भेद अर्थात्‌ तोड़-फोड़ करना तथा 
पशुदमादिक अर्थात्‌ पशुओं का सिखाना आदि शुभ हैं ॥ १॥ 
ऊध्वंमुख-संज्ञक नक्षत्र तथा कायं । 
उत्तरात्रितयं पुष्यो रोहिण्याद्र श्रतित्रयम्‌ । 
ऊध्वेवक्त्रो गणो ज्ञेयो नक्षत्राणि मनोषिभिः॥ १॥ 
प्रासादच्छत्रगेहानि प्राकारध्वजतोरणम्‌ । 
नानाभिषेकमश्वंच कुयांद्ध्वंमुखे गणे ॥ २॥ 
| तीनों उत्तरा, पुष्य, रोहिणी, आर्द्रा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष 
| इन नक्षत्रों की ऊध्वेमुखसंज्ञा है ॥ १ ॥ इन ऊध्वेमुख नक्षतो में 
देवस्थान और चहार-दीवारी बनाना, बन्दनवार बांधना, पताका 


145 र हि जा 





~क 


सवत्सरप्रकरण । ४३ 


बाँधना, छत्र धारण करना, गृहकार्य करना, अभिषेक करना, घोडं 
की सवारी करना इतने कार्य शुभ हैं ॥ २ ॥ 
तियङ मुख नक्षत्र तथा कायं । 

रेवतीयुगलं ज्येष्ठा मेत्रं हस्तत्रयो भरग: । 
पुनर्वसुश्च विज्ञेयो गएस्तियझ्मुखो बुधेः ॥ १ ॥ 
ृक्षारोपणवाणिज्यं सवेसिद्धि च कारयेत्‌ । 
वाहनानि च यन्त्राणि गमनं च विधीयते ॥ २ ॥ 

रेवती, अश्विनी, ज्येष्ठा, अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाती, मृग- 
शिरा, पुनर्वसु इन नक्षत्रों की तियंडःमुख संज्ञा पण्डितों को 
जाननी चाहिए 1। १ ॥ इन नक्षत्रों में वक्ष लगाना, वाणिज्य 
करना सिद्ध है और वाहन यन्त्रादि अर्थात्‌ गाड़ी इत्यादि का 
प्रयोग तथा रहँटा लगाना तथा यात्रा आदि शुभ हें ॥ २॥। 

अधोमुख-संज्ञक नक्षत्र तथा कायं । 

पूवात्रयं मधा55श्लेषा विशाखा कृत्तिका यमः । 
मूलं चाधोमुखं ज्ञेयं नवकोऽयं गणो बुधः ॥ १ ॥ 
भूकायेमुग्रकाय च खननं विवरस्य च । 
युद्धं चाधोमुखं यच्च तत्काय कारयेद्‌ बुधः ॥ २॥ 

तीनों पूर्वा, मघा, आश्लेषा, विशाखा, कृत्तिका, भरणी, मूल 
इन नव नक्षत्रों की अधोमुख संज्ञा है। इनमें भमिकार्य, उग्रकाये, 
कुवाँ खोदना और युद्ध करना ये कार्य शुभ हैं। जो अधोमुख 


अर्थात्‌ नीचे को मुखवाले कार्य हैं वे सब शुभ हैं ॥ १-२ ॥ 
वार-कृत्य । 


सोमसोम्यरुरुशक्रवासराः सवकमसु भवन्ति सिद्धिदाः । 
भानुभोमशनिवासरेष च प्रोक्रमेव खलु कम सिद्धचति १ 





४४ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार को सब काम 


सिद्ध होते हैं। शनिवार, रविवार और मङ्गलवार को जो 
कार्य कहे गये हैं वे ही सिद्ध होते हैं ॥ १ ।। 


वार-दोष का परिहार । 


यस्मिन वारे तु यत्कृत्यं प्रवांचायेरुदाहतम । 
तसृत्यं तस्य खेटस्य होरायां खलु सिद्धति ॥ १॥ 
वारदोषाश्च ये प्रोक्का रात्रो न प्रभवन्ति ते । 
शनिभोमाकवारेषु विशेषादिति केचन ॥ २ ॥ 

जिस वार का जो कृत्य है वह घार न मिले तो उसकी होरा 
में वह कृत्य शुभ है, यह पूर्वाचार्य कहते हैं ।। १ ।। दूसरा परिहार 
यह है कि वार का दोष रात्रि को नहीं होता है, और कई एक 
आचार्यों का यह मत है कि शनिवार, भौमवार, और रविवार के 
दोष विशेष करके रात्रि को नहीं होते । २॥ 


रविवार-कृत्य । 
राज्याभिषेकोत्सवयानसेवा- ॥ 
_ गोवहिमन्त्रोषधशखस्रकम । 
सुवणाताम्रोणिकचर्मकाष- 
संग्रामपण्यादि रवो विदध्यात्‌ ॥ १ ॥ 





राज्याभिषेक, उत्सवकमं, यान की सवारी, राजा की सेवा, 
| गो पालना, अग्नि में हवन करना, मन्त्रोपदेश करना, औषध खाना, 
शस्त्र बनाना, सोना, तांबा, ऊन, चमं, काष्ठकर्म करना, युद्धकमं व 
बाजार लगाना इतने कर्म रविवार को शुभ हैं॥ १॥ 





संवत्सरप्रकरण । न प्‌ 


चन्द्रवार-कृत्य । 
शङ्काब्जमुक्वारजतं सुभोज्य- 
स्लीवृक्षकृष्यांबुविभूषणादा: । 
गानं क्रतक्षीरविकारशृङ्ग- 
पुष्पाम्बरारम्भएमिन्दुवारे ॥ १ ॥ 
शङ्क, कमल, मोती और चाँदी का सेवन, भोजन, स्त्रीभोग, 
बृक्ष लगाना, कृषिकर्म, जलकमें, भूषणादि बनवाना, गानविद्या 
सीखना, यज्ञकर्म, गोरसकम अर्थात्‌ दूध-दही मथना, सींग मढ़ाना 
ब पुष्प अर्थात्‌ फूलकमं तथा वस्त्रकं इतने कार्यं सोमवार को 


आरम्भ करना चाहिए ।। १ ॥ 
भोमघार-कृत्य । 


भेदानृतस्तेयविषारिनशर- 
वन्ध्याविधाताइवशाठचदम्भान्‌ । 
सेनानिवेशाकरधातुहेम - 
प्रवालरत्रानि कुज विदध्यात्‌ ॥ १ ॥ 
भेदकमे, अनृतकर्म, चोरी इत्यादि तथा विषकमं, अग्निकमं, 
शस्त्रप्रयोग, वन्ध्याकमं, घातकमें, रणकमें, शाठयकमे, दम्भादिकमं, 
सेनानिवेश, खान का काम, तथा धातु, सोना, मूंगा और रत्नादि 


कृत्य मङ्गलवार को करना शुभ हें ॥ १॥ 
बुधवार-कृत्य । 


नेपुण्यपुण्याध्ययनं कलाश्च 
शिर्पादिसेवालिपिलेखकानि । 

धातुक्रिया काञ्चनयुक्कसन्धि- 
व्यायामवादाश्च बुधे विधेयाः ॥ १ ॥ 





४६ वृहज्ज्योतिःसार सऽ । 


चतुरता; पुण्य, विद्या पढ़ना, कला सीखना, शिल्पविद्या सीखना, 
लिपिलेखन, धातुक्रिया करता, सोनायुक्त सन्धि अर्थात्‌ सोने 
के भूषण, जड़ना, तथा व्यायाम और विवाद इतने कार्य बुधवार 
को करना शुभ हैं ॥ १ ॥ 
गुरुवार-कृत्य । 
धर्मक्रियापोश्टिकयब्विद्या- 
माङ्गल्यहेमाम्बरवश्मयात्रा । 
रथाश्च भेषज्यविभूषणादि 





ड 
nS [ ~ ~ ) 
काय विदध्यात्सुरमन्त्रवार ॥ १ ॥ 
धर्म क्रिया, पौष्टिकाम, यज्ञ, विद्या न्यास, मा ङ्क तक कर्म, सोना 
ब ठस्यादि कार्य करना, गह बनाना, याता, रथ बना 1: औषध | 
करना और भषण धारण करना इतने कार्य बुहस्पतिवार का | 
करने चाहिए ।। १. )। 
शुक्रवार-कृत्य । 
घीगीतशय्यामणिरत्रगन्ध- 
वस्रोत्सवालङ्करणादिकम । 
भूषण्यगोकोशकृषिक्रियाश्च | 


सिद्धयन्ति शुक्रस्य दिने समस्ता: ॥ १ ॥ 
स्त्रीप्रसंग, गानविद्या, शय्या बनाना, मणि-रःनकम, सुगन्ध- 
सम्बन्धी कर्म, वस्त्रकर्म, उत्सवकमे, तथा अलङ्कार आदि कर्म, 
भूमिकर्म, बाजारकर्म, गोकर्म, द्रव्यकर्म तथा खेती क ये इतने 
कार्य शुक्रवार को शुभ ह ॥ १॥ 
| शनिवार-कृऱय । 
| गहप्रवेशदीक्षादि गनबन्धः स्थिरक्रिया । 
दासशखानत स्तेयमेतत्सिद्र यं च्डनेश्वर ॥ १ ॥ 





कु पा” दन 
(4: ड़ 


संवत्सरप्रकरण । ४७ 
गृहप्रवेश, दीक्षा लेना, हाथी बाँधना, स्थिर क्रिया करना, 
दासकर्म, शस्त्रक़॒मं, झूठ बोलना तथा चोरी करना ये कर्म शनै. 
एचर के दिन शुभ हैं ॥ १॥ 
पञ्चक-चिचार । 
धनिष्ठाद्धांत्तरं पञ्नऋश्षेष्वेष त्यजेद्बुधः । 
याम्यदिग्गगनं शय्यावितानं गहगोपनम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रेतदाहं न कुर्वीत तृणकाष्ठादिसंग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 


आध धनिष्ठा से रेवतीपर्यन्त पंचक होता है उसमें दक्षिणदिशा 
की यात्रा, खटिया बनाना, तम्बू बनाना, घर छ्वाना वर्जित है 
तथा प्रेतदाह व तृण-लकड़ी का काम भी वर्जित है.॥ १-२ !: 
मेषराशिगत ग्रहण-फल । 


उपरामो यदा मेषे पीड्यन्ते सवदा जनाः । 

काम्बोजांभ्रकिराताश्च पाञ्चालाश कलिङ्गकाः॥ १३; 

मेषराशि में ग्रहण पड़े तो काम्बोज, आंध्र, किरात, पाञ्चा 4 
और कलिंग इन देशों को पीडित करे ॥ १॥। 

वषराशिगत ग्रहण-फल । 
वृषे च ग्रहणे गोपाः पशवः पथिका जनाः । 
` नान्ता मनुजा ये च पीड्यन्ते साधवस्तया ॥ २ ॥ 

वृषराशि में ग्रहण पड़े तो गोप, पशु, ५थक अर्थात्‌ रास्ता 

चलनेवाले, भहात्मालोग तथ, साधुओं को पीडा होबं ॥ २॥ 
मिथनराशिगत ग्रहण-फत। 


रविप्रद्धएसो ग्रस्तो मिथने च वराङ्गनाः । 
पीड्यन्ते वाहिका मरस्या यमुनातटवासिनः ॥ ३ ॥ 





४५ ब्रृहज्ज्योतिःसार स० । 
मिथुनराशि में सूर्य और चन्द्रग्रहण पड़े तो श्रेष्ठ स्त्री और 
वाह्लिकदेश,मत्स्यदेश तथा यमुनातटवासियो को पीडित करें।। ३॥ 
कक राशिगत ग्रहण-फल । 
ककटे ग्रहण पीडा मल्लादीनां च जायते । 
अन्तरं सवेराणां च तदा मत्स्यविनाशनः ॥ ४॥ 
ककराशि में ग्रहण पडे, तो मल्लादिको अर्थात्‌ कुश्तीबाजों 
को पीडा जानिए तथा अन्तरवेद और सरवार तथा मत्स्यदेश 
का विनाश करें ।। ४ ॥। 


सिहराशिगत ग्रहण-फल । 
सिहे च ग्रहणे पीडा सर्वेषां वनवासिनाम । 
नृपाणां नृपतुल्यानां मनुजानां च जायते ॥ ५॥ 
सिहराशि में ग्रहण पड़ें तो सब वनवासियों को पीड़ा करें और 
राजाओं को तथा राजा के समान मनुष्यों को पीड़ा करें ॥ ५ ।। 
कन्याराशिगत ग्रहण-फल । 
कन्यायां ग्रहण पीडा त्रिपुराणां च शालिनाम्‌ । 
कवीनां लेखकानां च जायते पीडनं सदा ॥ ६ ॥ 
कन्या में ग्रहण पड़े तो त्रिपुष्कर देश वासियों को पीड़ा करें और 
धान्य को नाश करें तथा कवि व लेखकों को सदा पीडा करें ।। ६ || 
तुलाराशिगत ग्रहण-फल । 
तुलायामुपरागं च दशाणों बाहुकाहुको । 
मरुवश्च परात्यश्च पीड्यन्ते साधवश्च ये ॥ ७॥ 
तुलाराशि में ग्रहण पड़ें, तो दशार्ण, बाहुक, आहुक, मरुव, 
परात्य इन देशों को और साधुजनों को पीड़ा हो ॥। ७ ॥ 








संवत्सरप्रकरण । ४९ 
वृश्चिकराशिगत ग्रहण-फल । 


वृश्चिके ग्रहणे पीडा सपजातेश्च जायते । 
ग्रोदम्बरस्य भद्रस्य चोलायोध्येयकस्य च ॥ ८ ॥ 
वृश्चिकराशि में ग्रहण पड़े तो सर्पो को पीड़ा हो, औदु- 
बरदेश, भद्रदेश, चोलदेश भौर अयोध्या-निवासियों को भी 
पीड़ा होवे ।। ८ ॥ 
धनुराशिगत ग्रहण-फल । 
यदोपणागश्चापे च तदा मत्स्यनिवासिनः । 
विदेहमल्लपाञ्चालाः पीड्यन्ते च भिषग्विदः ॥ & ॥ 
धनुराशि में ग्रहण पड़े तो मत्स्यदेशवासियों को पीड़ा करे 
तथा विदेह, मल्ल, पाञ्चालदेशों में पीड़ा करे और वैद्य तथा 
पण्डितों को पीड़ा करे ।। ९ ॥। 


मकरराशिगत ग्रहण-फल । 
मकरे ग्रहणे पीडा नीचानां मन्त्रवादिनाम्‌ । 
स्थविशणां मटानां च चित्रकूटस्थसंक्षयः ॥ १०॥ 
मकरराशि पर ग्रहण पड़े तो नीच व मन्त्रवादियों को पीड़ा 
करे । वृद्ध और योद्धाओं को पीड़ा हो और चित्रकूटवासियों 
का क्षय हो ।। १० ॥ 
कुम्भराशिगत ग्रहण-फल । 


कुम्भे चेोपरागे च पर्चिमस्थास्तथाबुदाः । 
चौराणां रोगिणां मृत्यु; पीड्यन्ते बहुधा बुधाः ।। ११ ॥ 









५० बृहज्ज्योति:सार स० । 
कुम्भराशि पर ग्रहण पड़े तो पश्चिम देशवाले और अर्बुद 


देशवाले पीडा पावें, चोर और रोगियों की मृत्यु हो और पण्डित 
लोग पीडित हों ॥ ११ ॥ 


मोनराशिगत ग्रहण-फल । 
मीनोपराग पीड्यन्ते जलद्रव्याए सागराः । 
| लोका ये च यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ १२॥ 
मीनराशि पर ग्रहण पड़े तो जलद्रव्य, सागर और जलोपजीवी 
पीडा पार्वे अर्थात्‌ जिनकी जीविका जल से है तथा जल के पास 
जो रहते हैं वे सब पीड़ा पावें ॥ १२ ।। 
एक मास में चन्द्र-सुयं-ग्रहण फल । 


यदेकमासे ग्रहणं जायते शशिसूर्ययोः । 

शस्त्रकोपेः क्षयं यान्ति भूपा माया परस्परम्‌ ।। १३ ॥ 

|, जब एक मास में चंद्र-सूयं दोनों ग्रहण पडे, तो शस्त्रकोप से राजा 
क्षय हों अर्थात्‌ युद्ध हो । राजाओं में परस्पर माया अर्थात्‌ छल- 

कपट होय ॥। १३ ॥ | 


इति श्रीपण्डितसूर्यनारायण त्रिपाठिसंग ही ते 
बृहज्ज्योतिःसारे संवत्सरप्रकरणं 
प्रथमं समाप्तम्‌ । १ ॥ 


(२) मुहृतप्रकरण 
वस्त्र-भूषण चूड़िका आदि धारण-मुहूते । 
पोष्णभुवाश्विकरपश्चकवासवेज्या- 
दित्ये प्रवालरदशङ्कसुवणवसम्‌ । 
थायं विरिक्रशनिचन्द्रकुज5ह्नि खत 
भोमे भ्रवादितियुगे सुभगा न दध्यात्‌ ॥ १ । | 

रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, 
विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य और पुनवंसु, इन नक्षत्रों में 
और रिक्ता को छोड अन्य तिथियों में और सोमवार, मंगल, 
शनेश्चर इन दिनों को छोड़ अन्य दिनों में, मूंगा का धारण करना, 
हाथी दाँत धारण करना, शंख धारण करना, सुवर्ण के आभूषण 
धारण करना और वस्त्र धारण करना उचित है। मंगल को 
लालवस्त्र धारण करना उचित है। तीनों उत्तरा, पुनवेंसु और 
पुष्य इन नक्षत्रों में सधवा स्त्री मँगा इत्यादि को धारण न 


करे ।। १॥। 
चड़ा-चक़ज्ञान । 


यावद्वास्करभुक्किभानि दिवसे धिष्णानि संख्या ततः 
वहिर्मूतगुणाब्धिसप्नयन पृथ्वीकरेन्दुः क्रमात्‌ । 
सूर्यारौ कविसोम्यराहुरविजा जीवः शशी केतवः 
क्र्रेञ्सच शुभे शुभं च कथितं चक्रे च चुडाहये ॥ १ ॥ 
जिस नक्षत्र के सूर्य हों वहाँ से दिन के नक्षत्र तक गिने । 
प्रथम तीन नक्षत्र सूर्य के हैं, वे अशुभ हैं। फिर पाँच मंगल के 
हैं, वे भी अशुभ हैं । फिर तीन नक्षत्र शुक्र के हैं, वे शुभ हैं । 
फिर चार नक्षत्र बुध के हैं, वे भी शुभ हैं। फिर सात्त नक्षत्र 
राहु के हैं, वे अशुभ हैं। फिर दो नक्षत्र शनेश्चर के हैं, वे अशुभ 





५२ बृहज्ज्योति:सार स० । 


हैं। फिर एक नक्षत्र बृहस्पति का है, वह शुभ है। फिर दो नक्षत्र 
चन्द्रमा के हैं, वे भी शुभ हैं । फिर एक नक्षत्र केतु का है, उसे 
अशुभ जानिए । इसी क्रम से चडा-चक्र जानना चाहिए ।। १॥ 
सुर्य के नक्षत्र से चड़ा-चक्र । 


ना —— ~ 


CO 
अशुभ | अशुभ | शुभ | शुभ | अशुभ | अशुभ | शुभ 





बिना मुहुतं वस्त्र-धारण । 
राज्ञा परीत्याऽपितं वस्त्रं विवाहे चोत्सवादिषु । 
तथा विप्राज्ञया धाय निन्द्ये थिष्ण्येऽपि वासरे ॥ १॥ 
जिस वस्त्र को राजा प्रीति से अर्पण करे उस वस्त्र को विवाह 
और उत्सवादि में धारण करना चाहिए तथा ब्राह्मणं की आज्ञा 
से निन्दित नक्षत्र तथा निन्द्य वारादि के होने पर भी नया वस्त्र 
धारण करना चाहिए ।। १॥ 
नील, कृष्ण-वस्त्र-धारण-भुहतं । 
पुनवछुधनिषठाख्ये ऽश्विभे हस्ताच्चतुष्ये । - 
पूर्वोत्तर शनो सूर्य नीलकृष्णाम्बरं शुभम्‌ ॥ १ ॥ 
पुनवेसु, धनिष्ठा, अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, 
तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में तथा शनिवार, रविवार 
इन दिनों में नील व स्याह वस्त्र धारण करना शुभ है ॥ १॥ 
ऊनी वस्त्र-धारण-मुहतं । | 
नीलवस्रोदिते धिष्ण्ये रेवतीपुष्ययोरपि । 
_ शुक्रे शनश्चरे5कें च धार्येद्वोमजाम्बरम्‌ ॥ १ ॥ 





"जनक 


मुहृतेप्रकरण । ५३ 


नोलवस्त्र में जो नक्षत्र कहे हैं उनमें रेवती और पुष्य नक्षत्रों 
में, तथा शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ऊनी वस्त्र धारण 
करना उचित है ॥॥ १॥ 
रेशमी-वस्त्र-धारण-मुहतं । 
जीवेऽकें च बुध शुक्र वस्रोक्वक्ष श्रवात्विते । 
स्थिरे5ड्रे सदग्रहेयुक्ते पट्टकूलस्य धारणम्‌ ।। १ ॥। 


बृहस्पतिवार, रविवार, बुधवार, शुक्रवार तथा वस्त्रोक्त नक्षत्र, - | 


श्रवण नक्षत्र तथा शुभ ग्रहयुक्त स्थिर लग्न, इनमें रेशमी वस्त्र 
धारण करना शुभ हैं | १ ॥ 

वस्त्र-धा रण-नक्षत्र-फल । 
वस्रप्रासिरथाश्विन्यां भरण्यां तद्रिनाशनम्‌ । 
कृत्तिकाग्निभयं कुयांद्रोहिए्यां सवसंपदः ।। १ ॥। 
मृगे मूषकभीतिः स्यादाद्रायां नित्रनं भवत्‌ । 
पुनर्वसौ तथा पुष्ये धनधर्ममहोत्सवः ।। २॥। 
श्लेषाभे तु भवेच्छोको मघायां मरणं ध्रुवम्‌ । 
राज्ञो भयं तु पूफायामुफायाँ तु धनागमः ।। ३॥। 
कर्मसिद्धिस्तु हस्तक्षं चित्रायामिष्टसम्पदः । 
मिष्टभोजनदा स्वाती विशाखाऽऽनन्ददायिनी ।। ४।। 
भित्राप्तिरनुराधायां ज्येष्ठायां वाससां हतिः । 
जलप्लुतिश्च मूलक्षे प्रवाषादाऽतिरोगदा ।। ५ ।। 
मिष्ठान्नदोत्तरापाद: श्रवणो नयनातिङ्गृत्‌। 
धान्यागमो धनियां विषभीतिः शताभिधे ।। ६॥। 
प्रवाभादे जलाड्रीतिरुत्तरायां धनागमः । 
रत्रावाप्िस्तु रेवत्यां भवेद्र्रस्य धारणात्‌ ।। ७।। 





५४ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


अश्विनी नक्षत्र में जो वस्त्र धारण करे तो वस्त्रप्राप्ति हो। भरणी 
में धारण करे तो उसका विनाश हो। कृत्तिका में अग्निभय हो और 
रोहिणी में सर्व सम्पदा हो ॥ १ ॥ मृगशिरा में मूषक का भय हो, 
आर्द्रा में मृत्यु हो, पुनवंसु और पुष्य में धन, धर्म तथा महोत्सव 
हो ॥ २॥ आश्लेषा में शोक हो, मघा में मरण हो, पूर्वाफाल्गुनी में 
राजभय हो, उत्तराफाल्गुनी में धनागम हो ॥३॥ हस्त में कर्मसिद्धि 
हो, चित्रा में श्रेष्ठ सम्पदा हो, स्वाती में श्रेष्ठ भोजन मिले और 
विशाखा में वस्त्र धारण करने से आनन्द-प्राप्ति हो ॥ ४ ॥ 
अनुराधा में मित्र-प्राप्ति हो, ज्येष्ठा में वस्त्र चोरी जाय, मूल में वस्त्र 
धारण करे तो जल में ड्ब जावे । पूर्वाषाढ़ में महारोग हो ॥५॥ 
उत्तराषाढ़ में मिष्ठान्नप्राप्ति हो, श्रवण में वस्त्र धारण करने से 
नेत्नरोग हो, धनिष्ठा में धान्यागम हो, शतभिष में विष का भय 
हो ॥६॥ पूर्वाभाद्रपद में जलसे भय हो, उत्तराभाद्रपद में धनागम 
हो और रेवती में वस्त्रधारण करने से रत्नप्राप्ति होवे ।। ७।। 


स्त्रियों के वस्त्र, आभूषण आदि धारण-मुहृतं । 


अश्विन्यां च धनिष्ठायां रेवत्यां करपञ्चके । 
सुवणेरत्रदन्तादिवस्राणां धारणं खिया; ॥ १ ।। 

अश्विनी, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा 
और अनुराधा नक्षत्रों में स्त्री को सुवर्ण, रत्न, हाथीदाँत आदि 
तथा वस्त्र धारण करना शुभ हे ॥ १॥ 

वस्त्रों क धुलाने का मुह॒तं । 

पुनवसुद्वयेऽश्विन्यां धनिष्ठाइस्तपञ्चके । 
हित्वाकोर्किबुधाच्‌ रिक्वां षष्ठीं श्राद्धदिनं तथा ॥ १॥। 
त्रतं पव च वद्चाएि क्षालयेद्रजकादिना ।। २।। 





उनल 


मुह॒तंप्रकरण । ५५ 


पुनवंसु, पुष्य, अश्विनी, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, 
विशाखा और अनुराधा इन नक्षत्रों में धोबी ३ से वस्त्र का 
धुलाना शुभ है। तथा रविवार, शनिवार, बुधवार व रिक्तातिथि 
व छठ तथा श्राद्ध का दिन, व्रत का दिन और पूर्वोक्त पर्वे में 
वस्त्रों का धुलाना वजित है ॥ १--२ ॥ 
तंबू आदि खड़ा करने का मुहुते । 


कुयोद्वस्रोदिते धिष्ण्ये तूलिकामुपधानकम्‌ । 
वितानाद्य च बध्नीयादध्वमूध्वमुखोडुषु ।। १ ।। 
जो नक्षत्र वस्त्र में कहे हें उनमें तोशक, तकिया आदि बनाना 
शुभ है तथा अध्वंमुख नक्षत्र में तम्बू इत्यादि खडा करना 
शुभ है ।। १ ॥। | 
जूता आदि पहनने का मुहृत । 
चित्रा पूवानुराधा च ज्येष्ठाश्लेषामघामृगे । 
विशाखाकृत्तिकामूले रेवत्यां ज्ञाकिसूयजे ॥ १ ॥। 
उपानहपर्धानं च चमकमणि शस्यते ।। २।। 
चित्रा, पूर्वा, अनुराधा, ज्येष्ठा, श्लेषा, मघा, मृगशिरा, 
विशाखा, कृत्तिका, मूल, रेवती तथा बुधवार, रविवार, शनिवार 
इनमें जूता पहिनना तथा सब चमंकृत्य शुभ हें ॥ १-२ ॥ 
जेवर बनवाने का मुहूतं । 
त्रिपुष्कराभिधे योग ञयुत्तरे रेवतीद्वये । 
श्रतित्रये मृगे पुष्ये पुनवस्वनुराधयोः ॥ 
हस्तत्रयेऽथ रोहिण्यां भूषा कायां शुभेऽहनि ।। १।। 


त्रिपुष्कर योग, तीनों उत्तरा, रेवती, अश्विनी, श्रवण 
धनिष्ठा, शतभिष, मृगशिरा, पुष्य, पुनर्वस, अनुराधा, हस्त, 








| ६ बृहज्ज्योति:सार स० । 


चित्रा, स्वाती और रोहिणी इन नक्षत्रों तथा शुभ दिनो में 
आभूषण अर्थात्‌ जेवर बनवाना शुभ है ॥ १ ॥। 
ठ्विपुष्कर और तिपुष्कर-योग । 
मद्रातिथी रविजभूतनयाकंवारे 
_ द्वीशार्यमाजचरणादितिव वैश्वे । 
त्रेपुष्करो भवति मृत्युविनाशङ्द्धो _ 
त्रेगुण्यदो द्विगुणकृदसुत्वष्टचान्द्र ।। १॥ 
शनिवार, मंगलवार और रविवार इन दिनों में यदि द्वितीया, ३? 
सप्तमी और द्वादशी ये तिथि हों और विशाखा, उत्तराफाल्गुती, 
ूर्वभाद्रपद, पुनवंसु, कृत्तिका, उत्तराषाढ़ ये नक्षत्र हों तो त्रिपुष्कर 
नामक योग होता है । उस त्रिपुष्कर योग में यदि किसी के घर 
में कोई मरे, तो तीन प्राणी मरें और यदि कोई वस्तु खो जावे, 
तो तीन वस्तु खो जावें तथा किसी वस्तु का लाभ हो तो तीन 
वस्तुओं का लाभ होवे । यदि शनिवार, मंगलवार, रविवार, 
इन्हीं दिनों में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी ये तिथि हों और 
धनिष्ठा, चित्रा, मृगशिरा ये नक्षत्र हों तो द्विपुष्करनामक योग 
होता है । इसमें यदि कोई मरे, तो उस घर में दो प्राणी मरें, 
यदि कोई वस्तु खो जावे तो दो वस्तु खोवें और कुछ लाभ हो ७ 
तो हिगुणित लाभ होवे ॥ १ ॥ टर 
गजाङ कुशमुहत । 
शुभवारे शुमे लग्ने शुभांशे शोमने तिथो । 
अह्कुशाः करिणां योज्याः शनेलंग्ने शनेदिने ॥ १॥ 
| शुभवार, शुभग्रहों के लग्न, शुभग्रहों के नवांश और शुभ 
|| तिथियों में हाथी को अंकुश से हाँकने का मुहूर्त शुभ है । तथा 
| शनैश्चर का लग्न अर्थात्‌ मकर, कुम्भ लग्न हो और शनेश्चर 
का दिन हो तो भी पूर्वोक्त कार्य शुभ हैं ॥ १ ॥ 


शि 4 
लाला जुका 
| 
हूँ । | 











मुहृतेप्रकरण । ५७ 


रस-सेवन-मुहुत । 
हस्तत्रये ऽश्विनीपुष्ये ऽनुराधाऽनत्ये श्रृतित्रये । 
पुनभें मृगशीषंऽक मोमेज्ये रसमक्षणम्‌ ।। ? ।। 
हस्त, चित्रा, स्वाती, अश्विनी, पुष्य, अनुराधा, रेवती, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिष, पुनर्वसु, मृगशिरा इन नक्षत्रों में तथा रविवार, 
मंगलवार, बृहस्पतिवार इन वारों में रस खाना शुभ है ॥ १ ॥ 
मल्लक्रीडा-मुहृतं । 
येषठद्रीभरणीपूर्वामूलाश्लेपामधाभिधे । 
जयापूणांसु सद्वारे साकं शीर्षोदयेऽङ्गके ।। १ ॥। 
खेटे: केन्द्रगे: सार्क मल्लक्रीडा शुभावहा ।। २ ॥ 
ज्येष्ठा, आर्द्रा, भरणी, तीनों पूर्वा, मूल, आश्लेषा, मघा ये नक्षत्र 
मल्लविद्या में शुभ हैं। जया और पूर्णा संज्ञक तिथियाँ शुभ हैं । 
रविवार समेत शुभ दिन शुभ हैं । यदि शीर्षोदय लग्न हों अर्थात्‌ 
मिथून, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुम्भ लग्न हों और सूर्य- 
सहित शुभग्रह केन्द्र में हों, तब भी शुभ है ॥ १-२ ॥ 
लोह-दाह-मुहत । 
शतचित्राश्विनीमूले विशाखाकृत्तिकाइभ । 
जयेष्ठाश्लेषाकुजे ऽके 5ङ्गे करलोहाग्निभषजम्‌ ।। १ ।। 
शतभिष, चित्रा, अश्विनी, मूल, विशाखा, कृत्तिका, हस्त 
ज्येष्ठा, आश्लेषा इन नक्षत्रों में लोहदाह शुभ है । मंगल और सूय 
की राशि का लग्न अर्थात्‌ मेष, वृश्चिक और सिह शुभ हैं ।।१॥ 
लवण-मुहत । 
लवणारम्भक्ृत्यं तु भरणीरोहिणीश्रव । 
शनिवारे दिवा श्रेष्ठ जन्मराशेः शनेबले ।। 





भ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


भरणी, रोहिणी, श्रवण इन नक्षत्रों में नमक बनाना शुभ है तथा 
शनिवार शुभ है और दिन में शुभ है अर्थात्‌ रात्रि को त्याज्य 
है । जन्मराशि से गोचरोक्त शनेश्चर को बली होना चाहिए ।।१। 

नट-विद्या-मुहृतं । 

चित्राद्रारोहिणी पुष्ये त्युत्तरे श्रवणत्रये । 
ससूयेसोम्यवारे च नटविद्या प्रशस्यते ॥ १॥। 

चित्रा, आर्द्रा, रोहिणी, पुष्य, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिष ये नक्षत्र नट-विद्या में शुभ हैं तथा रविवार सहित 
सब शुभ दिन ग्राह्य हैं ॥ १॥ 

कुम्भकार-कृत्य-मुहृतं । 
पुनर्वसुद्वये हस्तत्रयेऽनत्ये रेहिणीमृगे । 
अनुराधाश्रवोज्ये्ठससूय॑सोम्यवासरे ।। १ ।। 
तथा चरोदये प्रोक्का कुम्भकारक्रिया बुध: ।। २॥ 

पुनवेसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, 
अनुराधा, श्रवण और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में कुम्हार का कृत्य शुभ 
है और रविवार व शुभ दिन तथा चरलग्न हो ॥ १-२ ॥। 

स्वणकार-कृत्य-मुहतं । 

्रतित्रयेऽश्विनीपुष्ये मृगे हस्तचतुष्टये । 
आदित्ये कृत्तिकायां च शुभे लग्ने शुभे तिथो ॥ १ ।। 
हेमकारक्रिया शस्ता हित्वा बुधशनश्चरो ॥ २॥ 

श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, अश्विनी, पुष्य, मृगशिरा, हस्त, 
चित्रा, स्वाती; विशाखा, पुनवंसु, कृत्तिका इन नक्षत्रों में सोनार 
का कमं शुभ है। शुभग्रहों का लग्न हो और शुभ तिथि हो 
तथा बुध और शनिवार वजित हैं ॥ १-२ ॥ 





मुहतेप्रकरण । ५९ 


ताम्बूल-भक्षण-मुह॒तं । 
अनुराधात्रये हस्तत्रितये रेवतीद्ये । 
उत्तरासु च रोहिण्या श्रवणद्वितये मृगे ।। ९ ।। 
पुनवसो तथा पुष्ये शनिभोमान्यवासरे । 
ताम्बूलभक्षण साद्धद्रिमासेऽन्नाशने ऽथवा ।। २ ।। 
अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, अश्विनी, 
उत्तरा, रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, मृगशिरा, पुनवंसु और पुष्य इन 
नक्षत्रों में ताम्बूलभक्षण शुभ है। शनिवार और मङ्गलवार वर्जित 
है तथा जन्म से अढाई महीने में पान खाना शुभ है तथा अन्नप्राशन 
. का दिन शुभ है॥ १-२॥ 
वार-विषधटी-विचार । 
नखायमाक दिकसप्रवाणतत्त्तमिताः क्रमात्‌ । 
आभ्यो नाडीचतुष्कं च विषं तद्रविवासरात्‌ ।। १ ।। 
रविवार के दिन बीस घड़ी के उपरान्त चार घडी तक विष- 
घडी होती हैं। सोमवार के दिन दो घडी के उपरान्त, मङ्गलवार को 
बारह घड़ी के उपरान्त, बुधवार को दस घड़ी के उपरान्त, बृहस्पति- 
वारको सात घडी के उपरान्त, शुक्रवार को पाँच घडी के उपरान्त, 
शनिवार को पचीस घडी के उपरान्त चार घडी तक विषघटी 


जानिए ॥ १॥। 








वार-विषघटी चक्र । 
सू. | च. | म. | बु. | बृ. | शु. | श. दिन 
२० हः १३. 17 ३ ७ ५ | २५ | विषघटी उ० 


सती वि सा र ह fn वल. “८४४7702222 हू 49... कललललममकालललर “ल fo = 





६० बृहज्ज्योति:सार स० । 
तिथि-विषघटी-विचार । 
तिथि बाणाष्टसप्ताङ्गपञ्चवेदाष्टमूधरः । 
दिग्वह्यका मनुः शेलो वसवो घटित; क्रमात्‌ ॥ १॥। 
ग्राभ्यो घटोचतुष्कं च विषं प्रतिपदादितः ।। २॥ 
प्रतिपदा से पूर्णमासी तथा अमावसपर्यन्त इन घड्योंके 
उपरान्त चार घडी तक विषघटी होती हैं । इनको चक्र के क्रम 
से समझ लेना चाहिए ॥ १-२ ॥ 


तिथि-विषघटी-चक्न । 
८ | ९ |१०|११|१२|१३|१४ हा | 
















तिथि 
विषघटी 





SR ed Rnd | त ति िनिजिनिजिजिती 








निति Std जा 


४।४।४।४| ४ 








2 | ms | mms 


४|४|४|४ 

















¥|¥ ४| ४ | विषघटी याबत्‌ 





अभिजित्‌-मुहुत । 
ग्रहगुल्या विशतिः सूये शङ्कुः सोमे च षोडश । 
कुजे पञ्चदशाइगुल्यो बुधवार चतुदश ।। १ ॥। 
त्रयोदश गुरोवारे द्वादशाकजशुक्रयोः । 
शह्कुमूले यदा छाया मध्याह्न च प्रजायत ।। २ ॥ 
तत्राऽभिजित्तदाख्यातो घटिकका स्मृता बुधः । 


अत्र कार्याणि सर्वाणि सिद्धि यान्ति कृतान च ।।३।। 
रविवार के दिन बीस अंगुल का शंकु, सोमवार को सोलह अंगुल 
का, मङ्गलवार को पन्द्रह अंगुल का, बुधवार को चौदह अंगुल का 
बृहस्पतिवार को तेरह अंगुल का, शुक्रवार को बारह अंगुल का 
और शनिवार को बारह अंगुल का शंकु खड़ा करे । दोपहर को 











मुहेतंप्रकरण । ६१ 


जब छाया शंकुमूल के बराबर हो तब से एक घडी तक अभिजि- 
त्संज्षक मुहूतं होता हे । उसमें कार्य आरम्भ करने से सब कार्य 
सिद्ध होते हैं ॥ १-३ ॥ क | 
दिन में पञ्चदश-मुहूत-विचार । 

गिरिशभुजगमित्राः पित्र्यवस्वम्बुविश्वे- 

. उभिजिदथ च विधातापीन्ब्रइन्द्रानलो च। 
निक्तिरुदकनाथोऽप्ययमाथो भगश्च - 

कमरा इह मुहूतां वासर वाणचन्द्राः || १ ॥ 

गिरिश १ भुजग २ मित्र ३ पित्र्य ४ वसु ५ अम्बु ६ विश्वे ७ 
अभिजित्‌ ८ विधाता ९ इन्द्र १० इन्द्रानल ११ निऋति १ २ 
उदकनाथ १३ अर्यमा १४ भग १५ ये पन्द्रह मुह्॒त दिन भर में होते 
., हें सूर्योदय से सूर्यास्तपर्यन्त दिनमान के भोग से जानना ।। १॥ 

रात्रि में पञचदश-मुहत-बिचार । 

शिवोजपादादष्टो स्युमेशा अदितिजीवको । 
विष्णवकत्वाष्रमरुतो मुहूर्ता निशि कीतिताः॥ १ ॥। 

शिव १ पूर्वाभाद्रपद २ उत्तराभाद्रपद ३ रेवती ४ अश्विनी ५ 
भरणी ६ कृत्तिका ७ रोहिणी ८ मृगशिरा ९ अदिति १० जीव ११ 
विष्णु १२ अक १३ त्वाष्ट्र १४ मरुत १५ ये पन्द्रह मुह्॒त रात्रि 
भर में होते हैं ।। १ ॥ कु 
कार्यकृत्य-मुहत॑ । 
नक्षत्रनाथतुस्ये ऽस्मिन्‌ काय कुर्यात्सभोदितम्‌ । 
दिनमध्य्‌ ऽभिजिससंज्ञे दोषसंज्ञेष सत्स्वपि ।। १ || 
सव कुयाच्छुभं कम याम्यदिग्गमनं विना ।। २।। 

,नक्षत्रस्वामी के तुल्य कार्ये करना चाहिए, अर्थात्‌ जब 
कार्योक्त नक्षत्र न मिले, तब इन मुहुर्तो में कार्य करना चाहिए । 








६२ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


उदाहरण । | 

अनुराधा जिस कार्य में उक्त हे उस दिन में तीसरा मुहूर्त मित्रसंज्ञक 

होता है । वह अनुराधा का स्वामी है, उसी में कार्यारम्भ करना 

चाहिए। इसी क्रम से सब जान लेना । जो दिन-मध्य में अभि- 

जित्‌ मुह॒त होता है, उसमें कार्य करने से सब दोषों के होते हुए 

भी शुभ होता है अर्थात्‌ सब शुभ कर्म करने उचित हैं; परन्तु 
दक्षिण दिशा को यात्रा वर्जित है ॥ १-२ ।। 
वार-दुम्‌ हृते-विचार । 


रवावयमा ब्रह्मरक्षश्च सोमे 
कुजे वहिपिन्ने बुधे चाभिजिस्स्यात्‌ । 
गुरों तोयरक्षो भृगं ब्राह्मयपित्री 
शनावीशसापों मुहृतां निषिद्धाः ।। १।। 

रविवार के दिन अयंमा मुहूतं वाजित है। सोमवार के दिन 
ब्रह्म और रक्ष वाजत है। मङ्गलवार को वह्वि व पितृ वर्जित 
है । बुधवार को अभिजित्‌ वजित है। गुरुवार को तोय और रक्ष 
वर्जित है । शुक्रवार को ब्राह्मय और पितृ वाजत हे । शनिवार 
को ईश और आश्लेषा वर्जित है ।। १॥। 

रविवारादि दुमुहतं-चक़ । 


e 


त आश्लेषा रही 
४ २ 

















मुहृतंप्रकरण । 
राशियों के स्वामी । 


मेषवृश्चिकयोर्भौमः शुक्रो वृषतुलाधिपः । 
बुधः कन्यामिथुनयोः ककस्वामी च चन्द्रमाः ।। १ ॥। 
धनुमीनाधिपो जीवः शनिर्मकरकुम्मयोः । 
सिहस्याधिपतिः सूयः कथितो गणकोत्तमेः ॥ २ ।। 
कन्याया राहुराख्यातो के तुवं मिथुनस्य च ॥ ३॥ 
मेष और वृश्चिक का स्वामी मङ्गल,वृष और तुला का स्वामी शुक्र, 
कन्या और मिथुन का स्वामी बुध तथा ककं का स्वामी चन्द्रमा है। १।। 
धनु और मीन का स्वामी बृहस्पति, मकर और कुम्भ का स्वामी 


शनेश्चर तथा सिह का स्वामी सूर्यं है। ऐसा पण्डित लोग कहते हैं। 
कन्या का स्वामी राहु और मिथुन का स्वामी केतु है॥ २-३॥ 


राशीश-चक् । 








उत्पात योग आदि । 
दरीात्तोयाद्वासवात्पोष्णभाब्न ` 
त्रा्मयात्पुष्यादयमक्षाच्चतुभेः । 
स्यादुत्पातो मृत्युकाणो च सिद्धि- 
| वारे5कांद्ये तत्फलं नामतुल्यम्‌ ॥ १ ।। 
रविवार आदि सात दिनों में विशाखा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा, 
रेवती, रोहिणी, पुष्य, उत्तराफाल्गुनी इन नक्षत्रों से लेकर क्रम 


से चार नक्षत्रों में उत्पात, मृत्यु, काण और सिद्धि ये चार योग 
होते हैं, अर्थात्‌ रविवार को विशाखा हो तो उत्पात, अनुराधा हो 





मिस... 


६४ ` बृहज्ज्योतिःसार स० । 


तो मृत्यु, ज्येष्ठा हो तो काण, और मूल हो तो सिद्धियोग होता , 
है । सोमवार को पूर्वाषाढ़ हो तो उत्पात, उत्तराषाढ़ हो तो मृत्यु, 
अभिजित्‌ हो तो काण और श्रवण हो तो सिद्धियोग होता है । 
मंगल को धनिष्ठा हो तो उत्पात, शतभिष हो तो मृत्यु, पूर्वेभाद्रपद 
हो तो काण और उत्तराभाद्रपद हो तो सिद्धियोग होता है । बुध 
को रेवती हो तो उत्पात, अश्विनी हो तो मृत्यु, भरणी हो तो काल 
और कृत्तिका हो तो सिद्धियोग होता है । बृहस्पति को रोहिणी 
हो तो उत्पात, मृगशिरा हो तो मृत्यु, आर्द्रा हो तो काण और 
पुनरवंसु हो तो सिद्धियोग होता है। शुक्रबार को पुष्य हो तो उत्पात, 
आश्लेषा हो तो मृत्यु, मघा हो तो काण और पूर्वाफाल्गुनी हो तो 
सिद्धियोग होता है। शनिवार को उत्तराफाल्गुती हो तो उत्पात, 
हस्त हो तो मृत्यु, चित्रा हो तो काण और स्वाती हो तो सिद्धयोग 
होता है। इन चारों योगों का फल भी ताम के समान ही होता है।। १॥ 


उत्पात आदि चार योगों का चक्र । _ 
























EE र रो. | पुष्य. उ. फा. उत्पातयोग 
र ; ह | नतः ह _ मुत्युयोग 
हि जि णग 
मु | श्र, उभा] कः. | पु. [हाः स्वा. | सिद्धियोग | 











| कुलिक आदि योग । 
कुलिकः कालवेला च यमघण्टश्च कण्टकः । 
वारादद्विष्ने कमान्मन्दे बुधे जीवे कुजक्षणः ॥ १ ॥ 
कुलिक, कालबेला, यमघण्ट, कण्टक ये चार प्रकार के योग हैं । 
वर्तमान वार से शनिवार तक गिने, जो अङ्कू हो उसे दूना करे । 














मुहुतंप्रकरण । ६५ 


| करने से जो अङ्कु हो, उसी मुहूत में कुलि कयोग जानिए । 
कालवेला का विचार करे तो वर्तमान वार से बुधवार तक गिने । 
उसे दूना करे जो अद्धू हो उसी मुहर्त में कालवेला-योग होता है । 
य्रमघण्टयोग का विचार करना हो तब वर्तमान वार से बृहस्पतिवार 
तक गिने, उसे दूना करे और जो अङ्कु हो उसी मुहर्त में यमघण्ट 
योग जानिए । कण्टकयोग विचारता हो तो वर्तमान वार मे 
मङ्गलवार तक गिने और उसे दूना करे जो अङ्क हो उसी मुहूतं 
में कण्टकयोग जानिए ॥ १॥ 

उदाहरण । 


रविवार के दित कुलिक विचारना है। तो रविवार से शनिवार 
तक गिना तो सात हुए, इसको दूना किया तो चौदह हए, इसी 
चौदहवें मुहूर्त में कुलिकयोग होगा, अर्थात्‌ तेरह मुहूत के उपरान्त 
चौदह तक कुलिक जानना चाहिए । मुहूतं दिन के सोलहवें हिस्से 
को कहते हैं । 

क़्कच-योग-विचार। 

तिथ्यङ्कन समायुक्की वाशङ्को यदि जायते । 
त्रयोदशाङ्क: क्रकचो योगोऽयं निन्दितः शुभ ॥ १ ॥। 

तिथि और वार के अङ्को को मिलाकर तेरह हो तो क्रकच- 
योग होता है । यह योग शुभ कार्य में निन्दित है ॥ १ ।। 
रवियोग-विचार । 


सूर्यभादेदगोतकदि ग्विश्वनखसंमिते । 
न्क्ल वियोगाः स्ठुर्दोषसङ्गविनाशकाः ।। * ।। 

सूर्य के नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक विचारे। चार, नव, छ) 
दश, तेरह. बीस ये अङ्क हों तो रवियोग जानिए । इन रवियोगों 
से दोषों के समूह का नाश होता है ॥ १ ॥ | 





TS 





बि | बृहज्ज्योतिःसार स० । 


सुर्य के नक्षत्र से रवियोग चक्र । 





स्त्रियों द्वारा कज्जल आदि धारण का मुहुतं । 
चित्राचतुष्टयेऽश्विन्यां धनिष्ठारेवतीमृगे । 
शुक्रऽक ऽह्नि शनो स्रीणां दर्पणाञ्जनयोऽतिः ॥ १ ॥ 
___ चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, अश्विनी, धनिष्ठा, रेवती, 
मृगशिरा ये नक्षत्र और शुक्रवार, रविवार, शनिवार इन वारों 
में स्त्रियों को अञजन अर्थात्‌ सुरमा लगाना और दर्पण देखना 
शुभ है ॥ १॥ | 
सुगन्धित बस्तु-घारण-मुहतं । 

 श्रृतित्रयेअश्‍विनीपुष्ये प्रवोषादानुराधयों: । 
हस्तत्रये पुनर्भे>त्ये मृगभे च शुभेऽहनि ॥ १॥। 
चन्दनारुरुकस्त्रीपुष्पाणां धारणं शुभम ॥ २॥। 

श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, अश्विनी, पुष्य, पूर्वाषाढ़, अनुराधा, 
हस्त, चित्रा, स्वाती, पुनवंसु, रेवती, मृगशिरा इन नक्षत्रों में और 


शुभ वारों में चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, फूल आदि सुगन्धित 
वस्तुओं को धारण करना शुभ है ॥ १-२॥ 


मद्यारम्भ-मुहृत । 
रोडे पेत्र्ये वारुणे पोरुहते_ 
2 याम्ये साप नऋते चव धिष्ण्ये । 
पूवाख्येषु त्रिष्वपि श्रष्ठ उक्को 
मद्यारम्भः कालविद्विः पुराणः ॥ १॥। 























मुह॒तेप्रकरण । ६७ 
आद्रा, मघा, शतभिष, ज्येष्ठा, भरणी, आश्लेषा, मूल, तीनों 
पूर्वा--इन नक्षत्रों में मदिरा बनाना शुभ है ॥१॥ 
वृक्षारोपण-मुहृतं 
शतद्वीशमूलान्स्यचित्रानुराथा- | 
मृगत्युत्तराधातृहस्ताश्चिपुष्ये । 
भवेद्दृक्षवल्ल्यादिरोपः प्रशस्तः 
सिते शीतगो सोमपुत्रे सुरेज्ये ॥ १ ॥ 
वेशाखे श्रावणे मागें कार्तिके फाल्गुने तथा । 
एते साधारणा मासा बृक्षस्यारोपणे शुमा: ॥ २ ॥ 
शतभिष, विशाखा, मूल, रेवती, चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, 
तीनों उत्तरा, रोहिणी, हस्त, अश्विनी और पुष्य इन नक्षत्रों में 
तथा शुक्रवार, चन्द्रवार, बुधवार और बृहस्पतिवार इन वारों में 
वृक्षलता आदि का लगाना शुभ है॥ १॥ वैशाख, श्रावण, 
मार्गशीर्ष, कातिक, फाल्गुन ये मास वृक्ष लगाने में शुभ हैं ॥ २ ॥। 
वृक्ष-चक्र-विचार । 
सूयभादिनभं यावद्‌ वृक्षचक्रं विचारयेत्‌ । 
त्रीणि मूले भवेद्रोगस्त्वचि त्रीणि धनागमः ॥ १ ॥ 
शाखायां वंदनाशः स्यात्पत्रे युग्मं दरिद्रता । 
शीषें त्रीणि शुभं प्रोक्तं पूर्वमेकं तु मृत्युदम्‌ ॥ २ ।| 
याम्ये पञ्च सुतो नाशः पश्चिमे दे धनप्रदे । 
उत्तरे वेदलाभः स्यात्तदुक्तं ब्रह्मयामले ।। ३ ।। 
सुय के नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक गिनकर तीन नक्षत्र वृक्ष 


को जड़ में स्थापित करे वे रोगप्रद हैं । तीन नक्षत्र त्वचा में 
रक्खे वे धनप्रद हैं ॥ १ ॥ इसी प्रकार शाखा में चार नक्षत्र. 








६६ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
नाशप्रद, दो नक्षत्र पत्र में दरिद्रताप्रद, तीन शिर में शुभप्रद हैं। एक 
नक्षत्र पूर्व में मृत्युदायक, दक्षिण में पाँच नक्षत्र पुत्रनाशक और 
दो नक्षत्र पश्चिम में धनदाता हैं, तथा उत्तर में चार नक्षत्र 
लाभप्रद हैं । यह चक्र ब्रह्मयामल में कहा है ॥ २-३ ॥। 

सूयं के नक्षत्र से वक्ष-चक्र । 


मूल | त्वचा शाखा | पत्र | शीषं | पूर्वं दक्षिण | पश्चिम | उत्तर | स्थान 








oe न ++ 











रोग | धना- | नाश- | दरि- | शुभ- | मृत्यु- | पुत्र- | धन- | लाभ- 
प्रद | गम | प्रद | द्रता | प्रद | प्रद | नाश | प्रद | प्रद 


गौओ का क्रय-विक्रय-मुहूत॑ । 


शक्रवासवकरेषु विशाखा पुष्यवारुणपुनवसुभेषु । 
अश्विपूषभयुतेष॒ विधयो विक्रयः क्रयविधिः सुरभीणाम्‌? 
ज्येष्ठा, धनिष्ठा, हस्त, विशाखा, पुष्य, शतभिष, पुनवंसु, 
अश्विनी, रेवती इन नक्षत्रों में गौओ को मोल लेना और बेचना 
शुभ है ॥ १॥ 
राज-दशेन-मुहतं । 
यत्रे श्रवणद्वन्द्व मृगे पुष्यानुराधयोः । 
रोहिण्यां रेवती युग्मे चित्राहस्ते शभेऽहनि ॥ १ ।। 
बलिन्यके$कवारेऽपि राजदर्शनमीरितम्‌ ।। २ ।। 
तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, 
रोहिणी, रेवती, अश्विनी, चित्रा और हस्त इन नक्षत्रों में और 
रविवार के सहित शुभ दिनों में राजा की मुलाकात करना शुभ 
है । परन्तु गोचर के अनुसार सूर्यं बली होना चाहिए ॥ १-२ ॥ | 


_ 




















मुह॒र्तप्रकरण । ६९ 
पश्‌-प्रवेश आदि का मुहूत । 
न रिक्काष्टमीदशभोमेषु चित्रा 
श्रृतित्र्युत्तर रोहिणीषु प्रकामम्‌ । 
पशूनां प्रवशप्रयाण स्थितीश्च 
प्रकुवन्ति धीराः कदाचित्कथंचित्‌ ।॥ १ ॥। 

_ रिक्तातिथि, अष्टमी, अमावस और मङ्गल दिन पशु यात्रा | 
में वजित करे । तथा चित्रा, श्रवण, तीनों उत्तरा, रोहिणी इन 
नक्षत्रों में पशु-प्रवेश, पशु-यात्रा और पशु-स्थिति वर्जित करे ॥१॥ 

कृय-विक्कय-मुहृतं । 
पुष्यो भाद्रपदायुग्म स्वाती च श्रवणोऽश्विनी । 
हस्तोत्तरा मगो मेत्रं तथाऽऽलेषा च रेवती ।। १ ।। 
so चतानि क्रयविक्रयण बुधः । 
चन्द्रभागवजीवाश्च वाराः शकुनमृत्तमम्‌ ।। २ ।। 
पुष्य, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, स्वाती, श्रवण, अश्विनी, 
हस्त, उत्तरा, मृगशिरा, अनुराधा, आश्लेषा, रेवती इन नक्षत्रों में 


तथा चन्द्रवार, शुक्रवार तथा गुरुवार में क्रय-विक्रय-कार्य अर्थात्‌ 
खरीदना और बेचना शुभ है, परन्तु उत्तम शकुन लेना चाहिए।। १-२॥ 


दुकान और दर्जी के कायं का मुहूत । 
* स्याद्रोहिणीः्युत्तरहस्तपुष्ये 
चित्रान्त्यमित्रं विपणिमृगाश्वे । 
` पुनवसो मित्रहये धनिष्ठा 
चित्रासु सोम्येऽइनि कमसूच्या; ।। १ ॥ 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, हस्त, पुष्य, चित्रा, रेवती, अनुराधा, 
मृगशिरा और अश्विनी इन नक्षत्रों तथा शुभ दिनों में 











७० बृहज्ज्योतिःसार स० । 


दुकान करना शुभ है । पुनर्वेसु, अनुराधा, अश्विनी, धनिष्ठा, 
चित्रा इन नक्षत्रों में, शुभ दिनों में सूचीकर्म अर्थात्‌ दर्जी का 
काम शुभ है ॥ १॥ 
ओषधि-सेवन-सुहत । 
अकाश्विपुष्ये श्रवणत्रये च 
मूलादितिस्वातिएृगे सपोष्णे । 
चित्रासु भित्रे च शुभेऽह्नि साक 
. भेषज्यकम प्रचरेद्विरिक्ते ।। १ ॥। 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, मूल, 
पुनवेसु, स्वाती, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, इन नक्षत्रों 
में और रविवार के सहित शुभ दिनों में भेषज्य-कमें अर्थात्‌ 
औषधि खाना शुभ है ॥ १ ॥ 
हाथी-घोड की सवारी का मुहत । 
क्षिप्रान्त्यवस्विन्दुमरुजलेशा - 
दित्येष्वरिक्वारदिने प्रशस्तम्‌ । 
स्याद्वाजिकृत्य त्वथ हस्तिकायं 
कुयान्मदुक्षिप्रचरेषु विद्वान्‌ ।। १ ।। 
क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र तथा रेवती, धनिष्ठा, मृगशिरा, स्वाती, 
शतभिष और पुनवंसु ये नक्षत घोडे के कार्य में शुभ हैं अर्थात्‌ 
सवारी इत्यादि में श्रेष्ठ हैं । रिक्तातिथि और मंगलवार वर्जित है । 
बुद्धिमान्‌ लोग हाथी की सवारी आदि मुृदुसंज्ञक, क्षिप्रसंज्ञक 
और चरसंज्ञक नक्षत्रों में करें ॥ १॥। 
| अश्व-चक्र-विचार । 


अश्वाकारं लिखेच्चक्रं साभिजिद्वानि विन्यसेत्‌ । 














+ 





मुह॒तेप्रकरण । ७१ 


स्कन्धे च सूर्यभारपञ्च पृष्ठे च दश भानि च ॥ १ ॥ 
पुच्छे दे स्थापयेद्धीरश्चतुष्पादे चतुष्टयम्‌ । 

उदरे विन्यसेरपञ्च मुखे द्रे तुरगस्य च । २ ॥ 
अर्थलाभो मुखे सम्यग वाजी नश्यति चोदरे । 
चरणास्थे रण भङ्ग; पुच्छ पत्नी विनश्यति ॥ ३ ॥ 
ग्रथसिद्धिभवत्पृष्ठ स्कन्धे स्कन्धपतिभ्‌वत्‌ । 
अश्वाकारमिदं चक्रं विचायं गणकोत्तमंः ।। ४ ।। 


सूर्य के नक्षत्र से अशवाकारचक्र लिखकर अभिजित्समेत चन्द्रमा 
के नक्षत्र तक स्थापित करे । प्रथम पाँच नक्षल स्कन्ध में, फिर 
दश नक्षत्र पीठ में, फिर दो नक्षत्र पुच्छ में, फिर चार नक्षत्र 
चारों चरणों में, फिर पाँच नक्षत्र पेट में और फिर दो नक्षत्र 
मुख में रक्खे ।। १-२ ॥ 


अश्व चक्न-फल । 


मुख में पड़े तो अर्थलाभ हो, पेट में पड़े तो घोड़े का नाश 
करे, चरणों में पड़े तो रण में भङ्ग करे ओर पुच्छ में पड़ तो 
स्त्री का नाश करे, पीठ में पड़े तो अर्थसिद्धि करे और स्कन्ध 
में पडे तो स्कन्धपति 'हो अर्थात्‌ पालकी इत्यादि सवारी मिलें । 
यह उत्तम अशवाकारचक्र ज्योतिषियों को अवश्य विचार लेना 
चाहिए ।। ३-४ ॥ 





७२ बृहज्ज्योति सार स० । 
गज-चक्क विचार । 
गजाकारं लिखेच्चक्रं जन्मभान्तं च सूयभात्‌ । 
कणं शीषे रदे पुच्छे इयं सवत्र योजयेत्‌ ।। १ ॥ 
शुणडायां तु द्यं योज्यं वेदाः पृष्ठोदरे मुखे । 
पड वे चतुषु पादेषु साभिजिद्विन्यसेत्कमात्‌ ॥२।। 
कणं चेव महालाभो मस्तके लाभ एव च । 
दन्ते चेव भवेल्लाभो पुच्छे हानिः प्रजायते ।। ३ ॥। 
शुण्डायां तु शुभं ज्ञेयं पृष्ठ तु सुखसंपदा । 
उदरे रोगसंमूतिमुखे तु मध्यम स्पृतम ।। ४ ॥। 
` पादयोश्च भवेस्लाभो गजे चेवं विनिर्दिशेत्‌ ॥५॥। 


' सूयं के नक्षत्र से जन्मनक्षत्र तक गजाकारचक्र लिखे । दो 
नक्षत्र गज के कर्ण में, दो मस्तक में, दो दन्त मै और दो पुच्छ में 
रक्खे ॥ १॥ दो शुण्ड में, चार पृष्ठ में, चार पेट में, चार 
मुख में और छ: नक्षत्र चरणों में रक्खे । इस गजाकार चक्र 
के विचार में अभिजित्‌ नक्षत्र की भी गणना करनी 
चाहिए ।। २ ॥ 

गज चक्र-फल । 


कर्ण में पड़े तो महालाभ हो, मस्तक में पडे तो लाभ हो 
और दन्त में पड़े तो भी लाभ हो, तथा पुच्छ में पड़े तो हानि 
हो, शुण्ड में पडे तो शुभप्रद हे । पृष्ठ में पडे तो सुख- 
संपदा हो, पेट में पड़े तो रोग करे, मुख में पड़े तो मध्यम हे 
और चरणों में पड़े तो लाभ हो। इसी क्रम से गज-चक्र 
देखना चाहिए ।। ३-५ ॥ 




















मुहतेप्रकरण । , ळर 


राज-चक्र । 


Ee मस्तक | दन्त | पुच्छ | शुण्ड पुष्ट | उद्र | मख | पाद | अङ्ग 





सेवा-चक्र-विचार । 


नराकारं लिखेचक़ सेवार्थं भृत्यसंग्रहे । 

शीषं त्रीण्यथेलाभः स्यान्मुखे त्रीणि विनाशनम्‌।। १ ॥। 

हदि पञ्च धनं धान्यं पादे षट्कं दरिद्रता । 

पृष्ठ द्वे प्राणसंदेहो नाभो वेदाः शुभावहाः ।। २ ॥। 

गुदे दे भयपीडा च दक्षहस्तेकमर्थदम्‌ । 

एक वामे नाशकरं भृत्यभात्स्वामिभान्तकम्‌ ।। ३॥। 

प्रथमं सेव्यनक्षत्रं द्वितीयं सेवकस्य च । 

न सेवा सुस्थिरा तस्य यतः प्राणाथनाशदा ।। ४ ।। 
भृत्य जो नौकर है उसके नक्षत्र से स्वामी के नक्षत्र तक गिने । 

तीन नक्षत्र शिर में दे वह अथेलाभप्रद हैं। मुख में तीन 

नक्षत्र दे वह विनाशकारक हैं । पाँच नक्षत्र हृदय में दे वह धन- 

धान्य के देनेवाले हैं। चरणों में छ: नक्षत्र दे वह दरिद्रता के 

देनेवाले हैं । दो नक्षत्र पीठ में दे वह प्राण संदेहकारक हैं । 

नाभि में चार नक्षत्र दे वह शुभकारी हैं। दो नक्षत्र गुदा में 

दे वह भयपीड़ाकारक हैं । एक नक्षत्र दाहिने हाथ में दे वह 

अर्थदाता है । एक बाएं हाथ में दे वह नाशकारक है ।। १-३ ॥ प्रथम 








७४ बृहज्ज्योतिःसार सऽ । 


नक्षत्र स्वामी का हो उससे दूसरा नक्षत्र सेवक का हो तो 
सेवा स्थिर न रहे, प्राण और धन का नाश करे ॥। ४ ।। 
सेवा-चक्र । 





22 पिन । | 
शर | मख | हृदय | चरण | पीठ |नाभि हे 1 |दक्षिणकर| वामकर | अङ्ग 
















अथ खचि धन- | दारि- प्राण 
नाश 
गभ धान्य | द्रच | संदेह 








सेवा-मुहृतं । 
हस्तदयेऽनुराधायां रेवतीयुगले मृगे । 
पुष्ये बुधे गुरो शुक्र सत्तिथो रविवासरे ।। ? ।। 
योनिराशिपयोमेत्र्यां स्वामीसेन्यो ऽनजीविभिः ।। २ ।। 


हस्त, चित्रा, अनुराधा, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य इन 
नक्षत्रों में और बुधवार..गुरुवार, शुक्रवार, रविवार और शुभ 
तिथियों में सेवा-कमं शुभ है । तथा योनि व राशीश से मित्रता 
हो तो सेवकों को स्वामी की सेवा करनी चाहिए ॥ १-२ ॥ 
छत्र-धारण-मुहृते । 
ःयुत्तरारोहिणीराद्रपुष्याश्व शततारका । 
धनिष्ठा श्रवणश्चंव शुभानि छत्रथारणे ।। १ ।। 
तीनों उत्तरा, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, शतभिष, धनिष्ठा, 
श्रवण यें नक्षत्र छत्र ( छतुरी ) धारण करने में शुभ हैं ॥। १॥ 
छत्र-चक्र-विचार । 
मूले त्रीणि सप्ष दण्डे कणठे चेव तु पञ्चकम्‌ । 
मध्ये वसु प्रदातव्यं शिखरे वेद एव च ।। १॥। 











मुह॒तेप्रकरण । ७५ 


मूले च जायते नाशो दणडे हानिधनक्षयः । 
कण्ठे च राजसन्मानो मध्ये छत्रपतिर्भवेत्‌ || २ ॥। 
शिखरे कीतिवृद्धिश्च जन्ममात्सूर्यमान्तकम्‌ ।।३॥। 
जन्म के नक्षत्र से सूर्य के नक्षत्र तक छत्न-चक्र स्थापित करे | 
तीन नक्षत्र मूल में दे और दण्ड में सात नक्षत्र दे तथा पाँच कण्ठ 
में दे, मध्य में आठ दे और शिखर में चार नक्षत्र दे ।। १ ।। 
छत्र-चक्र का फल । | 
मूल में पड़े तो नाश करे, दण्ड में पड़े तो हानि करे तथा 
धनक्षय हो, कण्ठ में पड़े तो राजसम्मान हो, मध्य में पड़े तो छत्र 
पति हो और शिखर में पड़े तो कीत्तिवृद्धि हो ॥ २-३ || 











छत्र-चक्र । 
मूल दण्ड लान अक येळी मध्य | शिखर अङ्ग 
OE वा पता दिया 
| कि जाति अवक्षय | राजसम्मांन | छत्नपति फल 
धनुश्चक्र-विचार । 


सूयभाजन्मभान्तं च कामुके चेव योजयेत्‌ । 
चापाग्रे बाएसंस्याक शराग्रे पञ्च दीयते ।। ? ।। 
शर्मूले तथा पञ्च पञ्च सन्धो प्रकीर्तितम्‌ । 

दण्ड द्वय तु दद्याद धनुषश्चक्मुत्तमम्‌ ॥ २ ॥। 
अग्रे हानिः शरे लाभो शरमूले जयस्तथा । 
चापसन्धो तु शोय स्याइणडभङ्गः प्रजायते ॥ ३॥ 


सूर्य के नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक धनुष-चक्र लिखना चाहिए । 
धनुष के अग्र-भाग में पाँच नक्षत्र देना उसका फल हानिकारक 











७६ बृहज्ज्योति:सार स० । 


> । पाँच नक्षत्र बाण के आगे स्थापित करना चाहिए, उसका 
फल लाभकारी जानिए । पाँच नक्षत्र बाण के मूल में. देना चाहिए. 
उसका फल जयकारक है । धनुष की दोनों संधियों पर पाँच-पाँच 
नक्षत्र देना चाहिए, उसका फल शूरता उत्पन्न करे अर्थात्‌ बड़ा 
लड्नेवाला हो । धनुष के दण्ड में दो नक्षत्र देना चाहिए, उसका 
|| संग्राम में भङ्ग करनेवाला होता हे ॥ १-३ ॥ 

धनुश्चक्र । 






मूल | प्रथमसंघि | द्वितीयसंघि | दण्ड 


चापाग्र | बाणाग्र | 


FN Fe चि 


| वलि 
| 





te य Mean 


धनुविद्या-मुहृतं । 
अनुराधामधापुष्यमगशीषे ऽषटमीतिथों । 
धनुर्विद्यादिक कार्य द्रादश्यां शुभवासरे ।। १ ॥ 
अनुराधा, मघा, पुष्य, मृगशिरा ये नक्षत्र और शुभवार तथा 


अष्टमी और द्वादशी तिथि में धनुविद्या शुभ हे ॥ १॥ 
दीपिका-चक्र-विचार । 


दीपिकायां मुखे पञ्च लाभसम्मानदायकाः । 
कणठे नवं धनप्रासिमध्येञ्टौ स्वामिमृत्युदाः ।। 


न कह एन 65 
दण्डे पञ्च भवेद्राज्यमग्निक्रक्षाच दीपकम्‌ ।। १ ॥ 
कृत्तिका नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक दीपिका-चक्र लिखे । पाँच मुख 
में रक्खे, उसका फल लाभसम्मानदायक है । कण्ठ में नव नक्षत्र 
रक्खे, वह धनदाता है । मध्य में आठ स्वामी के मृत्युदायक हैं । 
दण्ड में पाँच नक्षत्र राज्यदायक हैं ॥ १ ॥। 











मुहृते प्रक रण । ७७ 


दीपिका-चक्र । 









Scene धनदा| स्वामिमृत्यु राज्यलाभ फल 


इक्षु-पन्त्र-चक्र । 


NE शे कर ४ 


वेदद्धिनेत्रभूमूतवाणहस्तरसाः क्रमात्‌ । 

प्रथमे च भवेल्लक्ष्मीद्वितीये हानिरेव च ॥ १ ॥ 

तृतीये सवलाभश्च चतुथ च क्षयस्तथा । 

पञ्चमे च भवेन्मृत्युः षष्ठस्थाने शुभं स्मृतम्‌ ।। 

सप्तमे चेव पीडा स्यादष्टमे वनधान्यदः । 

सूर्यमाद्गणयेच्चन्द्रमिक्षुयनत्रेश योजयेत्‌ ।। ३ ।। 

सूयं-नक्षत से दिन-नक्षत्र तक इक्षु-चक्र लिखना चाहिए । 

उसका क्रम आठ भाग में जानना । प्रथम भाग में चार नक्षत्र 
लिखना चाहिए, उसका फल लक्ष्मीप्राप्तिकारक है । दूसरे भाग 
में दो नक्षत लिखना चाहिए, उसका फल हानिकारक है । तीसरे 
भाग में दो नक्षत्र लिखना चाहिए, वह सर्वेलाभकारी हें । चौथे 
भाग में एक नक्षत्र लिखना चाहिए, वह्‌ क्षयकारक है । पाचवे 
भाग में पाँच नक्षत्र लिखना चाहिए, वह मृत्युकारक हैं। छठे 
भाग में पाँच नक्षत्र लिखना चाहिए, उनको शुभकारक जानिए । 
सातवें भाग में दो नक्षत्र लिखना चाहिए, वह पीड़ाकारक हैं । 
अष्टम भाग में छः नक्षत्र लिखना चाहिए, उनको धनधान्यदायक 
जानिए ॥ १-३ ॥ 





बृहज्ज्योतिःसार स० । 


क्ष-यन्त्र-चक्र । 


)%७३ औं आम 


Sse 

श 
कोल्ह-चक्र-विचार । 

सूर्यनक्षत्रमारभ्य गणयेद्विनभावधिम्‌ । 

त्रयं मूलेऽधरे पञ्च दक्षे पञ्च विधीयते ।। १ ।। 

शीर्ष त्रयं त्रयं शेले शेषं कर्तरि उच्यते । 

शुभं मूलेऽधरे धान्यं दक्षे पीडा विधीयते ॥ २ ॥। 


शीषें नाशश्च शेले च चचरा कत रिस्तथा ।। ३॥ 
सूर्य के नक्षत्र से दिन-नक्षत्र तक कोल्हू-चक्र विचारे । तीन 












नक्षत्र मूल में दे, पाँच नक्षत्र अधर में दे, पाँच नक्षत्र दाहिने दे, 
तीन नक्षत्र शीषं में दे तथा तीन नक्षत्र शेल में दे, जो आठ बाकी 
रहे उनको कतेरी में देता चाहिए । १॥ 

















मुहुतेप्रकरण । ७९ 


कोल्हू-चक्र का फल । 


मूल में पड़े तो शुभ, अधर में पड़े तो धान्य मिले, दक्षिण 
में पड़े तो पीड़ा हो, शीर्ष या शैल में पड़े तो नाश करे, कतंरी में 
पडे तो चर्चराहट हो ।। २-३ ॥। 
कोल्हू-चक्र । 





मार्जनी-चक्र और मुहुतं । 

गुणा रामतर्का गुणा तर्कतर्का 

फलं दग्धधान्यं ब्यथा सम्पदा च । 
ग्ररिश्वाथलामो रवमाच्च ब्नेय 

गृहे माजनीषु रवियोमलानि ।। १॥ 
हरिः सूयचित्रादितिमैत्रपुष्ये 

मृग धातृदखे विरिक्ते च भोमे । 
त्यजत्कुम्भमीनो ह्यलि गेहशुद्धो 

पवित्राथमेतद्रवेयामलानि ॥ २ ॥। 


सूर्य के नक्षत्र से दिन-नक्षत्र तक विचारे । प्रथम तीन नक्षत्र 
दग्धकारक हैं अर्थात्‌ अग्नि में जरे । फिर तीन नक्षत्र धान्यदायक हैं, 
फिर छः नक्षत्र व्यथा-कारक हैं, फिर तीन नक्षत्र संपत्तिदायक हैं । 
फिर छः नक्षत्र शत्रुवृद्धिकारक हैं, फिर छः नक्षत्र धनलाभप्रद हें । 
इसी प्रकार से गृह की माजेनी अर्थात्‌ झाड़ का चक्र विचार करना 
सूर्ययामल में कहा है ॥ १ ॥ श्रवण, हस्त, चित्रा, पुनवंसु, अनु- 


८० बृहज्ज्योतिःसार स० । 


राधा, पुष्य, मृगशिरा, रोहिणी, अश्विनी इन नक्षत्रों में माजेनी-. 
बन्धन शुभ है । रिक्ता तिथि, मङ्गलवार और कुम्भ, मीन, वृश्चिक 
लग्न बजित हैं । उक्त विचार सूर्ययामल में घर को पवित्र करने के 
अर्थ कहा है। लौकिक मत से रविवार भी वर्जित है ।। २॥। 


माजनी-चक्र । 


निल्न] ३ अल 


| धान्य | व्यथा | सम्पदा 





नक्षत्र 


पक 010 पारशिशिण 0 


फल 


६ 


अर्थलाभ 


द 


निजि >>> 


शत्र 




















चल्ली-चक्र-विचार । 
सूर्यभादेदनाशाय वेदसंख्या सुखाय च । 
रससंख्या च दारिद्य वेदसंख्या पुनः सुखम्‌ ।। १ ।। 


बाणसंख्या खिया नाशः पुत्रलाभश्च शेषके । 


चुल्लीचक्र प्रवक्ष्यामि यथोक्तं गगभाषितम्‌ ।। २॥। 
सूर्य के नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक चुल्ली-चक़् का विचार करे। 
प्रथम चार नक्षत्र नाशप्रद हैं, फिर चार नक्षत्र सुखप्रद हैं। 
फिर छः नक्षत्र दारिद्रयप्रद हैं, फिर चार सुखप्रद हैं, फिर पाँच 
नक्षत्र स््रीनाशक हैं, शेष चार नक्षत्र पुत्र-लाभकारक हैं ।। १-२॥। 
चल्लो-चक्र । 


न | श्‌ है; नक्षत्र 
सुख | दारिद्रय | सुख न [श | पुत्रलाभ | फल 





रथकमं-मुहतं । 
थकर्मशुभं क्षिप्मदुबाहेन्द्रभेश्चरेः । 
सोम्योदये शुभे वारे रविवारे विशेषतः ।। १ ।। 














Ss 


मुहुतेप्रकरण । * थ्‌ 


क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र तथा मृदुसंज्ञक नक्षत्र, रोहिणी, ज्येष्ठा तथा 
चरसंज्ञक नक्षत्रों में तथा शुभग्रहों को लग्न में, रविवार के सहित 
शुभवारों में रथकम शुभ होता है ॥ १॥ 


_ खट्वा-चक्र-विचार । 
सूयभाचन्द्रभं गण्यं खट्वाचक्रं विचारयेत्‌ । 
मस्तके वेद शुभदं कोणयोर्ट मृत्युदम्‌ ।। १ ।! 


शाखमष्ट शुभो नित्यं मध्ये त्रीणि शुभप्रदम्‌ । 


पादयोवेंदनक्षत्रं हानिश्रत्युमहद्गयम्‌ ।। २ ।। 
खटवायां सवमासेषु पञ्च पक्षं विवजयेत्‌ । 
कन्यायां प्रथमे पक्षं धनुमीनं तथंव च ।। ३।। 


सूय के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिनकर खदट्वाचक्र 
विचारे । खट्वा का बनाना तथा शयन, चक्र से समझना चाहिए । 
मस्तक में चार नक्षत्र दे, उनका फल शुभकारक हे । कोणों में 


. आठ नक्षत्र दे, उनका फल मृत्युकारक है ।। १॥ शाखा में .आठ, 


नक्षत्र दे, उनका फल शुभप्रद है । मध्य में तीन नक्षत्र दे, उनका 
फल शुभप्रद है । पाद में चार नक्षत्र दे ये हानि, मृत्यु और महा- 
भय देनेवाले हैं ।। २।। खाट बनाने में, सब महीने शुभ हें केवल 
पाँच पक्ष वजित हैं। अर्थात्‌ कन्या की संक्रांति के पंद्रह अंश, और 
धनु और मीन की संक्रान्ति सम्पूर्ण वाजित है ॥ ३॥। 


खट वा-चक्र । 
मस्तक कोण | शाखा शाखा | मध्य | पाद | अङ्ग 


4 नक्षत्र 


हानि, मृत्यु, महाभय | फल 





i 








—————— वीं 


शुभदा | गृलुदा | शुभ | शुभप्रद 











बृहज्ज्योतिःसार स० । 


९) 


खटवा-मुहत । 
रोहिणी चोत्तर ज्ञेया हस्तपुष्यपुनवसुः । 
अनुराधाश्चिनी शस्ता खट्वानिमाणकमणि ॥ १॥। 
शुभं योग शुभ वारे विदध्यात्खट्वकां नरः। | 
मृताशोचे तथा हेया रिक्वामा विष्टिवंधतो ॥ २॥ 
पितृपक्ष श्रावणे च भाद्रे मास्यशभेऽहनि । 
वर्जयेद्गोममन्दे च खट्वानिमाणकं सदा ।। ३॥ 

रोहिणी, तीनों उत्तरा, हस्त, पुष्य, पुनवेंसु, अनुराधा, अश्विनी 

ये नक्षत्र खट्वानिर्माण में शुभ हें ॥ १॥ मनुष्य शुभ योग और 
शुभ वार में खट्वा पर शयन करे तथा मृत्युसूतक, रिक्तातिथि, 
अमावस, भद्रां, वेधति, पितृपक्ष, श्रावण और भाद्रमास, अशुभ 
दिन अर्थात्‌ जिस दिन कोई उत्पात हुआ हो, वह दिन वर्जित है । 
मङ्गलवार और शनिवार खट्वा-निर्माण में सदा वर्जित 
करे ॥ २-३ ॥ 

चरही-मुहतं । 
स्वामिहस्तप्रमाणेन दींविस्तारसं युतम्‌ । 
वसुभिश्च हरेद्भागं शेषाड़े फलमादिशेत्‌ ॥ १ ॥। 
पशुहानिः पशोनांशः पशुलाभः पशुक्षयः । 


श्‌ CA ६ > '3 
पशुरोगः पशोवृद्धिः पशुभेदः पशोश्चयः ॥ २॥। 
स्वामी के हाथों के प्रमाण से लम्बाई-चौड़ाई का जोड करना, 
चरही के बनाने में आठ का भाग देने से जो शेष अङ्क बचे उसका 
फल जानना ॥ १ ॥ एक बचे तो पशुहानि, दो बचें तो पशुनाश, 
तीन बचें तो पशुलाभ, चार बचें तो पशुक्षय, पाँच बचें तो पशुरोग, 








मुह॒तंप्रकरण । | यै 
र” छ: बच तो पशुवृद्धि, सात बच तो पशुभेद, आठ वचे तो बहुत 
पु होव ।। २॥। 
शस्त्राभ्यास-मुहतं । 
हस्तत्रये श्रतं दाखे पुष्येअदित्युत्तरासु च । 
सुदिने सवशस्त्राणामभ्यासः सद्‌ बुधं विना ।। १॥। 
हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, अश्विनी, पुष्य, पुनवेसु, तीनों 


उत्तरा, शुभ दिन अर्थात्‌ सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार इनमें 
शस्त्र सीखने का मुहूत शुभ है और बुधवार वर्जित है ।। १ ॥। 
सेतु-बन्धन-मुहुतं । 
रुक्ष स्वातिमे सोम्ये स्थिस्लग्ने शुभ सिते । 
सेतूनां बन्धनं कार्य जीवमन्दाकवासरं ।। १ ।। 
_ थ्रुवसंज्ञक, स्वाती, मृगशिरा ये नक्षत्र पुल बॉधने में शुभ हैं। 
स्थिर लग्न शुभ हैं । शुक्लपक्ष, बृहस्पति, शनैश्चर और रविवार 
दिन शुभ हैं। किसी आचार्य के मत से भूमिसुप्त, पाताल, चन्द्रमा 
और राहु भी विचारना चाहिए, उसे आगे लिखते हैं ।। १॥ 
भमि-सुप्त-विचार । 
५ ७ ६ १२८९ 
प्रयोतनापञ्चनगाङ्कस्‌य- 
नवेन्दुषडविशमितानि भानि | 
शेते मही नेव गृहं विधयं 
तडागवापीखननं न शस्तम्‌ ।। १ ॥। 
सूर्य के नक्षत्र से पाँच, सात, नव, बारह, उन्नीस और छब्बीस 
इतने नक्षत्र चन्द्रनक्षत्र तक होवें, तो भूमिसुप्त जानिए । उसमें पुल 
बाँधना, पृथ्वी खोदना, खेती इत्यादि तथा गृहारम्भ, तालाब 
और बावली खोदना शुभ नहीं है ॥ १॥ 








पड बृहज्ज्योतिःसारः स० । 


चन्द्रलोक-वास-विचार । 


तिथि पक्चगुणीकृत्वा एकेन च समन्वितम्‌ । 
त्रिमिश्चंव हरेद्रागं शंषं चन्द्रं विचारयेत्‌ ।। १ ।। 
एकेन वसते स्वग द्विके पातालमेव च । 
तृतीये वसते मृत्युः सवकमाणि साधयेत्‌ ।। २ ।। 
पातालस्थो यदा चन्द्रः षटकमाणि विजयेत्‌ । 
गृहहोमकृषीयात्रातडागाकूपकमंणि ।। ३ ।। 

वतमान तिथि को पाँच से गुणा करे और उसमें एक जोड़ दे । 
जोड़े हुये में तीन का भाग दे शेष जो रहे उसे चन्द्रलोक-वास 
जानिए ॥॥ १॥ एक बचे तो चन्द्रमा का वास स्वर्ग में, दो बचें तो 
पाताल में और तीन बचें तो मृत्युलोक में जानना। इसमें सब कार्यों 
का साधन करना योग्य हे ॥ २॥ पाताललोक में चन्द्रमा बसे तो 
छ: कर्म वजित करना चाहिए । एक तो गृहारम्भ, दूसरा होम 
करना, तीसरा खेती का कार्य, चौथा यात्रा करना, पाँचवाँ तालाब 
खोदना और छठा कुवाँ खोदना वर्जित है । 


चन्द्र-वास का उदाहरण । . 


संवत्‌ १९४८ शक १८१३ भाद्रशुक्लषष्ठयां ६ भौमेष्टम्‌ २।५ 
चन्द्रवासचिन्तनम्‌ । अर्थात्‌ भादों सुदी छठ मङ्गल को चन्द्रवास का 
उदाहरण । छठ को पाँच से गुणा किया तो तीस हुए, उसमें एक 
जोड़ दिया तो इकतीस हुए। इस जोड़े हुए अङ्को में तीन का भाग 
दिया तो शेष बचा १, तो चन्द्रमा का वास स्वर्ग में जानना । इसी 
रीति से सब तिथियों का समझना चाहिए ॥ ३ ॥ 

















मुहृतेप्रकरण । ८५ 


| राहु-बास-विचार । 
देवालये गेहविधों जलाशये 
राहोमुंखं शम्मुदिशो विलोमतः । 
मीनाकसिंहाकमृगार्कतस्रिमे 
खाते मुखासपृष्ठविदिक शुमा भवेत्‌ ।। १ ।। 
देवालय, गृहारम्भ तथा जलाशय में राहु का मुख विचारना 
चाहिए । क्रम से ईशान दिशा से विलोम होता हैं, उसका क्रम 
लिखते हैं । देवालय में मीन के सूर्यो से तीन-तीन राशि चारो 
विदिशाओं अर्थात्‌ ईशान, वायव्य, नेऋत्य, आग्नेय में राहुमुख 
जानिए । गृहारम्भ में सिंह के सूयोँ से तीन-तीन राशि चारों विदि- 
शाओं में राहुमुख जानना चाहिए । जलाशय में मकर के सूर्यो से 
तीन-तीन राशि चारों विदिशाओं में राहुमुख जानना चाहिए । 
सुस्पष्ट चक्र से समझ लेना । जिस दिशा में राहु का मुख हो 
उसका पृष्ठ अर्थात्‌ पीछेवाली दिशा में खात होता है, उसी दिशा 
में आरम्भ करना शुभ है अर्थात्‌ उसी दिशा में खोदना चाहिए । 
उदाहरण । 
ईशान में राहु का मुख हो तो पृष्ठ आग्नेय दिशा होती है । 
वायव्य में राहु का मुख हो तो पृष्ठ ईशान होती है। नेऋत्य 
में मुख हो तो वायव्य पृष्ठ होती है और आग्नेय में मुख हो तो 
नेऋत्य पृष्ठ होती है ॥ १ ॥ 
देवालय आदि बनाने में राहु-मुख-चक्र विचार । 


मीन, मेष | मिथुन, ककं | कन्या, तुला 2 अकर सूर्य राशि 
वप सिह वृश्चिक चन 
रप आनेय दिशा 









ईशान वायव्य 








८६ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
















































गृहारम्भ में राहु-मुख-चक्र । गो 
वि नि कन्या | वृश्चिक | कुभ, मीन | वृष, मिथुन | न लनी 
तुला | श्नु, मकर | ` मेष | कक | ST 
a: हरन 5 8 1 | पकर अवि 
ईशान |, नाभ्य | ने ऋहंत्य | आग्नेय | दिशा 
जलाशय में राहु-मुख-चक्र । 
न डन 
ईशान कु पं वायव्य | री ने ऋत्य । आग्नेय | वी 0 4 
सुय-नक्षत्र से कूप-चक्र-विचार । 
कूपेऽक भान्मध्यगतेखिमिभेँ; 
` स्वादूदक पूर्वदिशि त्रिभिखिभिः । 
खण्ड जल स्वादुजल जलक्षय. | 
स्वादूदक क्षारजलं शिलाश्च || १॥ 
मिष्ट जल क्षारजल क्रमाद्ववद 
वेसूर्यभात्त्रित्रिमितः फलं वदेत्‌ ॥ २॥ + 


सूयं के नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक कूप-चक्र गिने । पहले मध्य 
में तीन नक्षत्र लिखे उसका फल स्वादुजल हो। फिर पूर्व आदि आठ 
दिशाओं में तीन-तीन नक्षत्र लिखे उसका फल लिखते हैं । यदि 
दिन नक्षत्र पूर्व में पड़े तो खण्डित जल होवे । आग्नेय में स्वादुजल 
हो, दक्षिण में जलक्षय हो । नेऋत्य में स्वादुजल हो, पश्चिम में 
क्षारजल हो, वायव्य में शिला निकले, उत्तर में मीठा जल हो 
और ईशान में क्षारजल हो | इसी प्रकार से सूर्य के नक्षत्र से 
तीन-तीन नक्षत्रों का फल जानिए ॥ १-२ ॥ 














मुहुतंप्रकरण । ८७ 


सूयं नक्षत्र से कूप-चक्र (१) । 


ट्‌. पृ. अ 
अ. अ. शु. 
३ ३ ३ 
उ. शु. ङ्‌ मध्य २ शुभ ३ अ. द. 
३ ३ ३ 
अ. अ शु. 
वा. प. नै. 
रोहिण्यादि से कृप-चक्र-विचार । 


रोहिण्यादि लिखेच्चक्रं त्रयं मध्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
पूर्वादिदिक्ष सर्वासु सृष्टिमागेण दीयते ॥ १ ॥ 
मध्ये शीध्रजलं स्वादु पूर्वे भूमिश्च खणिडता । 
आग्नेय्यां सुजलं प्रोक्तं दक्षिण निजलं तथा ॥ २ ॥ 
नेऋत्ये चामृतं वारि पश्चिमे शोभनं जलम्‌ । 
वायन्येऽपि जलं इन्त चोत्तरे स्वादुर्क जलम्‌ ॥ ३ ॥ 
ईशाने कटकक्षारं अत्पतीशस्य सम्भवम्‌ ॥ ४ ॥ 
रोहिणी आदि से दिन नक्षत्र तक कूपचक्र गिने । मध्य म 
तीन नक्षत्र स्थापित करे और पूर्वादि आठों दिशाओं में तीन 
तीन नक्षत्र देवे, उसका फल लिखते हँ १॥ मध्य में पड़े 
तो जल शीघ्र निकले और सुस्वाद हो, पूर्व में कोई विवर पड़े । 
आग्नेय में सुन्दर जल हो, दक्षिण में निजेल होवे ।। २॥ नेऋत्य 
में मधुर जल हो, पश्चिम में अमृत तुल्य जल हो, वायव्य में जल 
न हो, उत्तर में मधुर जल हो ॥ ३॥ ईशान में कटु तथा खारी 
जल हो, थोड़ा और निकम्मा हो ॥ ४ ॥ 





पद बृहज्ज्योतिःसार स० । 


SS 
रोहिण्यादि से कप-चक्र (२) । 
ई. पु. अ. 
अ. अ. शु. 
$ ३ ३ 
३ ३ ३ 
अ. गु ॥ शु व 
वा. प. ने. 
भौम-नक्षत्र से कृप-चक्र-विचार । कु 


शशिशराब्धित्रित्रयब्धिगुणाब्धये 
वधजलेषु ससिद्धिरभङ्गदम्‌ । 
रुजमसिद्धियशोऽथप्रसिद्ये | 
जलविभङ्गकरः कुजभादिषु ॥ १ ॥ 
मङ्गल के नक्षत्र से दिन-नक्षत्र तक कूपचक्र विचारे । प्रथम 
में पड़े तो अशुभ जानिए । अगले पाँच में शुभ फल जानना । 
अगले चार में शुभ जानिए । अगले तीन में रोग होता है । फिर 
तीन में अशुभ जानिए । फिर चार में यश जानिए । फिर तीन , 
नक्षत्रों में अर्थ की सिद्धि जानिए और फिर चार नक्षत्रों में 
जल-भङ्ग जानिए ॥। १॥। 
भौम नक्षत्र से कप-चक्र (३) । 


नि बमा जे | ह. 21 | ३ 


अशुभ | शुभ 






| । 
३4४ ३ | ४ । नक्षत्र 


१५ PRE, 








“>>>... | . ०) --> >> र्प्प्ण्णा पा 


अशुभ | यश अयंसिद्धि 








शुभ 














रोग 








| जलभङ्क | फल 






राहु-नक्षक्र से क्‌प-चक्र-विचार । 
रहुक्रक्षात्त्रय पूर्व त्रयमाग्नेयतः कमात्‌ । 


~~. ४ 








मुहुतंप्रकरण । ८९ 


मध्ये चत्वारि ऋक्षान्ते फलं वाच्यं शुमाशुभम ॥ १ ॥ 
पूर्वे शोककः राहुराग्नेय्यां जलदं सदा । 
दक्षिणे स्वामिमरणं नऋत्यां दुःखदायकम्‌ ॥ २ ॥ 
पश्चिमे सुखसोभाग्यं वायव्ये जलवद्धनम्‌ । 
उत्तरे निजलं विद्यादीश्वरे जलसिद्धिदम्‌ ॥ ३ ॥ 
मध्ये च सजल वाच्यं नान्यथा रुद्रभाषितम्‌ । 
स्वयंरूपी सदा राहुः फलदस्तरक्षणे भुवि ॥ ४॥ 
कूपचक्रं प्रवक्ष्यामि विज्ञेयं सवदा बुध; ॥ ५ ॥ 

राहु के नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक कूप-चक्र विचारे । प्रथम 
तीन नक्षत्र कूप के पूर्वदिशा में दे और तीन-तीन नक्षत्र आग्नेय 
से सब दिशाओं में देना और पीछे के चार नक्षत्र मध्य में देना. 
उसका फल कहते हैं ।। १ ॥ पूर्वे में पड़े तो राहु शोक प्रदान 
करे, आग्नेय में जल-संपदा हो, दक्षिण में स्वामी का मरण हो 
नैऋत्य में दुःख-प्राप्ति हो, पश्चिम में सुखसौभाग्य हो, वायव्य 
में जल की वृद्धि हो, उत्तर में निर्जल हो, ईशान में जलसिद्ध हो 
और मध्य में पड़े तो जल निकले । इसमें अन्यथा वचन नहीं 
है । श्रीमहादेवजी कहते हैं कि अपने ही रूप से सदा राहु फल 
को देता है । पृथ्वी में यह कूप-चक्र जो कहा है इसे सब पण्डित 
लोग सदा विचार करें ॥ २-५ ॥ 

राहु के नक्षत्र से कूप-चक्र (४) । 








९० बृहज्ज्योति:ःसार सऽ | 
पुनः कूप-मुहृतं । 


हस्तात्तिसो वासवं वारुणं च 
मित्रं पित्रं त्रीणि चेवोत्तरणि । 
प्राजापत्यं चापि नक्षत्रमाहुः 
कूपारम्भे श्रेष्ठमाद्या मुनीन्द्राः ॥ १ ॥ 
हस्त, चित्रा, स्वाती, धनिष्ठा, शतभिष, अनुराधा, मघा, 
तीनों उत्तरा, रोहिणी इन नक्षत्रों में कुवाँ का खोदना शुभ है, 
ऐसा मुनीन्द्र कहते हैं ॥ १ ॥। 


गुह-कप दिशा-फल । 


कूपे वास्तोर्मभ्यदेशेऽथनाश- 
स््रीशान्यादोपुष्टिरेश्वयवृद्धिः । 
सूनोनांशः खीविनाशो मतिश्च 
संपत्पीडा शत्रुतः स्याच्च सौख्यम्‌ ।। १ ॥ 
गृह के मध्य में कुवा खोदे तो अर्थनाश हो, ईशान में 
पुष्टता हो, पूर्व में ऐश्वयंवृद्धि हो, आग्नेय में पुत्रनाश हो, + 
दक्षिण में स्त्री-विनाश हो, नेऋत्य में गृहपति की मृत्यु हो, 
पश्चिम में संपदा हो, वायव्य में शत्रपीड़ा हो और उत्तर में 
सुखप्राप्ति हो ॥ १।। 
तड़ाग-चक्र-विचार । 


तडा गे च प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ब्रह्मयामले । 
सूयभाचन्द्रभं यावदगणयेत्सततं बुधः ।। १॥। 
दिक्ष ऋक्षद्रये यस्य मध्ये पञ्च नियोजयेत्‌ । 








मुह॒तंप्रकरण । २१ 


॥ वारिवाहे च फलं तत्र विचारयेत्‌ ।। २।। 
पूर्वे तु बहुशोकश्‍च आाग्नेय्यां सजलं बहु । 
दक्षिणे वारनाशश्च नेत्ये चाएृतं जलम्‌ ॥ ३॥। 
पश्चिमे च जलं स्वादु वायव्ये वारिशोषणब्‌ । 
उत्तरे च स्थितं तोयमीशाने कुत्सितं जलम्‌ ।। ४॥। 
मध्ये छिद्रजलं याति वारिवाहेऽतिपूणता ॥ ५ ॥ 


सूये के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक तालाब का चक्र 
गिने ॥ १॥ पूर्वादि आठों दिशाओं में दो-दो नक्षत्र दे, मध्य मे 
पाँच नक्षत्र दे और छ: नक्षत्र वारिवाह में दे, उसका फल लिखते 
हैं ॥ २॥ पूवे दिशा में पड़े तो बहुत शोक हो, आग्नेय में जल 
बहुत हो, दक्षिण में जलनाश करे, नैऋत्य में मधुर जल होवे, 
पश्चिम में स्वादिष्ट जल हो, वायव्य में जल को सीखे, उत्तर में जल 
स्थित हो, ईशान में खारी जल होवे, मध्य में छिद्रजल अर्थात्‌ 
खण्डित जल हो, वारिवाह में परे तो पूर्णजल हो । इस चक्र का 
विचार ब्रह्मयामल में कहा गया है ॥ ३-५ ।। 


सूर्यं के नक्षत्र से तड़ाग-चक्र । 


| 
। ई७ | मध्य | वारिवाह | स्थान 


-ा- टण 7 
— — ++ ८ 5 








५२ बृहज्ज्योतिःसार स । 


तडाग-मुहूत । 
भ्रववसुजलपुष्यो नेऋत॑ मेत्रसंज्ञकम । 
नक्षत्रं शुमदं ज्ञेयं तडाग सवदा बुध: ।। १ !। 
ध्रवसंज्ञक, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ्, पुष्य, मूल और मैत्रसंज्ञक ये 
नक्षत्र तालाब खोदने में शुभदायक होते हैं ॥ १॥ 


निर्वार-चऋ-विचार । 
निवारे पूर्वतस्रीषि त्रीणि त्रीणि च स्वतः । 
मध्ये चत्वारि देयानि राहुमाचन्द्रभ बुधः !। १ ।। 
मध्ये पूर्वजलं सौख्यं चोत्तरे धनवद्ध नम्‌ । 
याम्यनेऋत्ययोद्‌ंःखं मयमग्नेः परासु च ॥ २॥। 
राहु के नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक निवार का चक्र गिने । 
पूर्व आदि आठों दिशाओं में तीन-तीन नक्षत्र दे और मध्य में 
चार नक्षत्र दे ॥ १॥ 
निर्वार-चक्र-फल । 
मध्य में या पूर्व में पड़े तो जल का सुख हो, उत्तर म धन 
की वृद्धि हो, दक्षिण तथा नेऋत्य में दुःख हो । आग्नेय तथा 
और जो बाकी दिशाएं हैं, उनमें भय होवे ॥ २ ।। 
निर्वार-चक्र । 


उत | a न f 














क 
मोर्त bs जील! तत tt डाने, 
es Ti एक [ 
§ Ff है दै; हे: &% आ5 ५३ है नक्षत्र 
हा आळ वि OAR SEN NE विही RES 3 
री” RS 
४ यू 5 oh ट्ट | फल 
| | ४ नद ये 
NEE MIE ME ME: | न | लि ४ 
फि पम | ७० | ४७0) | + फ़ ष्ठ फर प्र 


मुहतेप्रकरण । ९३ 


जलाशय-मुह॒तं । 


अनुराघामधाहस्तरेवतीषत्तरात्रये । 

रोहिणीयुगले पुष्ये धनिशद्धितये तथा ॥ १ ॥ 

पूवांषादाभिधेनेव शुभे मासि शुभे दिने । 

वापीकूपतडागानामारम्भःकथितो बुधै; ॥ २ ॥ 

अनुराधा, मघा, हस्त, रेवती; तीनों उत्तरा, रोहिणी, 
मृगशिरा, पुष्य, धनिष्ठा, शतभिष और पूर्वाषाढ़ इन नक्षत्रों में 


तथा शुभ मास व शुभ दिनों में बावली, कुवाँ, तालाब 
खुदवाना शुभ हे ॥ १-२॥ 


वापी (बावली) का मुहूर्त । 
स्वात्यश्विपुष्यहस्तेषु मत्रे चेव पुनर्वसौ । 
रेवत्यां वारुणो चव वापीकम प्रशस्यते ।। १ ॥। 


स्वाती, अश्विनी, पुष्य, हस्त, अनुराधा, पुनवंसु, रेवती 
और शतभिष इन नक्षत्रों में बावली का कृत्य शुभ है ॥ १॥ 


कार्य-भेद से जन्म और नाम-राशि-निर्णय । 
देश गरामे गृहे युद्धे सेवायां व्यवहारके । 
नामराशेःप्रधानत्वं जन्मराशेरतः परम्‌ ।। १ ।! 


देश के काय, ग्राम के कार्य, गृह के कार्य तथा युद्धकार्य, 
नौकरी करना और व्यवहार (रोजगार) करना इन कार्यों में 
नाम-राशि प्रधान है और अन्यकार्यो में जन्म-राशि से बिचारना 
चाहिए ।। १ ॥ 
दीक्षा-प्रहण-मुह॒तं । 
आद्रोचित्रात्र्युत्तरे रेवतीन्दु- 
नाहम मित्रे वा धनिष्ठासु दीक्षा । 











९४ बृहज्ज्योतिःसार सं० । 


ग्राह्या मागें फाल्गुने श्रावणोजें 
माघे वारे मन्दमाहेयहीने ।। १ ।। 
आर्द्रा, चित्रा, तीनों उत्तरा, रेवती, मृगशिरा, रोहिणी, 
अनुराधा और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में दीक्षा लेना शुभ है । तथा 
अगहन, फाल्गुन, श्रावण, कात्तिक और माघ ये महीने शुभ हैं, 
तथा शनिवार और मंगलवार वर्जित हैं ॥ १ ।। 


दोक्षा-मास-फल । 


मन्त्रस्वीकरणं चत्रे बहुदुःखफलप्रदम । | 
वंशाखं रललामश्च ज्येष्ठे च मरणं प्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
आषाढ बन्बुनाशः स्याच्छावण च शुभावहम्‌ । 
प्रजाहानिभाद्रपदे सवत्र सुखमाश्विने ॥ २ ॥ 
कात्तिके धनवृद्धिः स्यान्मागेशीषं शुमप्रदम्‌ । 
पोष ठु ज्ञानहानिः स्यान्माधे मेथाविवर्ड नम्‌ ॥ 
फालुने सुखसोमाग्यं सर्वत्र परिकोर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
चेत्र में दीक्षा ले तो बहुत दु:ख प्राप्त हो, वैशाख में रत्नलाभ, 
ज्येष्ठ में मरण, आषाढ में बन्धुनाश, श्रावण में शुभ, भाद्र में 
पुत्रहानि, आश्विन में सवेसुख, कात्तिक में धनवृद्धि, अगहन 
में शुभदायक, पौष में ज्ञानहानि, माघ में ज्ञानवृद्धि और 
फाल्गुन में सुख-सौभाग्य हो ॥ १-४ ॥ 


तेलाभ्यङ्क-मुहृतं और फल । 


तलाभ्यड्रे खो तापः सोमे शोमा कुजे मृतिः । 
बुधे धनं गुरो हानिः शुक्र दःखं शनो सुखम्‌ ॥ ? ॥ 











| 
| 
T 


मुहतेप्रकरण । ९५ 


रविवार को तेल लगावे तो ज्वर आवे, चन्द्रवार को शोभा हो, 
मङ्गलवार को मृत्यु हो, बुधवार को धन की प्राप्ति हो, बृहस्पतिवार 
को धन-हानि हो, शुक्रवार को दुःख हो और शनिवार को सुख 
प्राप्त हो ॥ १ ॥। | 
तेलाभ्यङ्गपरिहार । 
सो पुष्पं गुरो दूर्वा भोमवारे च मृत्तिका । 
शुक्र जु गोमयं क्षिप्त्वा तेलदोषो न विद्यते ॥ १ ॥ 
रविवार को फूल छोडकर तेल लगावे, मंगलवार को थोडी 
मिट्टी डाल तेल लगावे, बृहस्पतिवार को दूध डालकर लगावे, 
शुक्रवार को थोड़ा-सा गोबर डालकर तेल लगावे तो तेल लगाने 
का वार-दोष नहीं होता है ॥ १ ॥ 
राज्याऽभिषक मुहृतं । 
राज्याभिषेकः शुभमुत्तरायणे 
गुविन्दुशुक्ररुदितेबेलान्वितेः । 
भोमाकलग्नेशदशेशजन्मपे- 
नो चेत्ररिक्कारनिशामलिम्लुचे ॥ १ ॥ 
शाक्रः श्रवः्षपरदुभ्रवोडभिः 
शीषोंदये चोपचये शुभस्तनो । 
पापेख्रिषष्ठायगतेः शुभग्रहे: 
कन्द्रत्रिकोणायधनत्रिसंस्थितेः ॥ २ ॥ 
पापेस्तनो रङ्‌ निधने मृतिः सुते 
पुत्रातिरथव्ययगेर दरिद्रता । 
स्यार्खेऽलसो म्रष्टपदो द्युनाम्बुगेः 
सव शुभं केन्द्गतैः शुभग्रहेः ॥ ३॥ 





९६ बृहज्ज्योति:सार खळ । 


गुरुलंग्नकोणे कुजारों सितःखे 
स राजा सदा मोदते राजलक्ष्म्या । 
तृतीयायगो सोरिसूयों खबन्ध्यो- 
गुरुश्चेद्धरित्री स्थिरा स्यान्नृपस्य ॥ ४ ॥ 
राजगद्दी पर बैठने का मुहुतं कहते हैं--उत्त रायण सूर्य हो, बृह- 
स्पति, चन्द्रमा, शुक्र उदित हो, तथा मङ्गल, सूये और जन्मलग्न 
का स्वामी, महादशादिको का स्वामी तथा जन्मराशि का स्वामी ये 
ग्रह बलान्वित हों, अर्थात्‌ उच्चादिकस्थान में होवें व मित्र के घर 
में हों या अपने घर के हों, अथवा मित्रग्रह देखता हो तो बली 
जानना । चेत्रमास तथा रिक्ता तिथि वर्जित है। मङ्गलवार, 
रात्रि समय और मलमास भी वर्जित है॥ १ ॥ ज्येष्ठा, श्रवण, 
क्षिप्रसंज्ञक, मृदुसंज्ञक, धुवसंज्ञक ये नक्षत्र शुभ हैं । शीर्षोदयी 
उपचय लग्न हो, अर्थात्‌ मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक और 


कुम्भ ये लग्न शीर्षोदय कहाती हैं । 
अब उपचय लग्न लिखते हैं-जन्मलग्न तथा जन्मराशि से 


तीसरे, छठे, दशवे, ग्यारहवें जो लग्न हो वे उपचय लग्न 
कहाती हैं । तथा शुभग्रहों की लग्न हो और पापग्रह लग्न से 
तीसरे, छठे, ग्यारहवें हों, शुभग्रह केन्द्र १। ४। ७ । १० त्रिकोण 
९1५ व ग्यारहवें व दूसरे, तीसरे हों, पापग्रहः लग्न में पड़े तो 
राजा के रोग हो औरं आठवें जो पापग्रह पड़े तो मृत्यु हो, 
पाँचवें जो पापग्रह हो तो पुत्र को पीड़ा करे और दूसरे, बारहवें 
पापग्रह हो तो दरिद्रता हो, दशवे पापग्रह हो तो आलसी हो, 
चौथे व सातवें पापग्रह हो तो ऐश्वर्य भ्रष्ट करे और जो शुभग्रह 
केन्द्र में हो तो सब ग्रह शुभकारी हों ॥ २-३॥ बृहस्पति लग्न | 
तथा त्रिकोण ९ । ५ में हो, मङ्गल छठे हो, तथा शुक्र दशवं हो 











| 
| 








मुहतप्रकरण । 


५ 
तो राजा सदा राजलक्ष्मी मे आनन्दित हो. तीसरे शनेश्चर. 
ग्यारहव सूर्य और दशवे या चौथे वृहस्पति हो तो राजा की 
पृथ्वी सदा स्थिर रहे ॥ ४ ।। | 

पशु-क्रय-विक्रय-मुहृतं । 
प्रवांमत्रद्धयं मूलं वासवं रेवती करः । 
उनवसुद्वय ग्राह्यं पशूनां क्रयविक्रये ॥ १ ॥ 
तीनों पूर्वा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, 
पुनवंसु और पुष्य ये नक्षत्र पशु बेचने तथा खरीदने में शुभ हैं ॥। १॥। 
नृत्यारम्भ-मुहतं । 
हस्तात्तिसो वासवं चानुराधा 
ज्येष्ठा पोषणं वारुणं चोत्तरा चर । 
पूवांचायँः कीर्तिताश्चन्द्रवतिं- 
नत्यारम्मे शोमनस्त्रक्षवर्ग: ॥ १ ॥। 
हस्त, चित्रा, स्वाती, धनिष्ठा, अनु राधा, ज्येष्ठा, रेवती, शत- 
भिष और तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में नृत्यारम्भ शुभ है । परन्तु 
चन्द्रमा को बली होना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते 
ऋण-ग्रहण और ऋण-दान-मुह॒तं । 
स्वात्यादित्यमृदुद्धिदेवगुरुमे कएत्रयाश्वे चरे 
लग्ने धर्मसुताष्टशुद्धिसहिते बरब्यप्रयोगः शुभः । 
नीर ग्राह्मृणं तु संक्रमदिने बृद्धो करेऽकऽद्वि य- 
चद्वंशेषु भवेदणं न च बुधे देयं कदाचिद्धनम्‌ || १॥ 
तीक्ष्णामिश्रभुवोग्रेयंदडन्यं दत्तं निवेशितम्‌ । 
प्रयुक्क च विनष्टं च विश्यां पाते नाऽऽप्यते ॥ २ ।। 


ह ।। १ ॥। 





९८ बृहञ्ज्योतिःसार स० । 


ऋणग्राहकनक्षत्रं प्रथममृणदस्य मात्‌ । - 
द्वितीयमृणसंबन्धो न कतव्यः कदाचन ।। ३॥ | 
स्वाती, पुनर्वसु, मृदुसंज्ञक, विशाखा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, 
'शतभिष और अश्विनी इन नक्षत्रों मे और चर लग्न में ऋण ग्रहण 
करना शुभ है । परन्तु यदि ऋण लेने में लग्न से नवें, पांचवे 
और आठवें घर में कोई ग्रह न हो तथा मङ्गलवार, संक्रान्ति, _ 
वृद्धियोग, हस्त नक्षत्र और इतवार दिन हो तो उसके वंश में | 
ऋण बना रहे । एवं बुधवार को ऋण देना वर्जित है ॥ १॥ 
तीक्षणसंज्ञक, मिश्रसंज्ञक, ध्रुवसंज्ञक और उग्रसंज्ञक नक्षत्रों में यदि > 
द्रव्य किसी को दे या गाड़ दे या किसी को ब्याज पर अथवा खो 
जावे तो द्रव्य फिर न मिले । यही फल भद्राव पातका भी 
जानना ॥ २ ॥ यदि ऋणी के नक्षत्र से धनी का नक्षत्र दूसरा | 
हो तो ऋण कभी न लेवे ॥ ३॥ 
हल-प्रवाह-मुहृतं । 
मूलद्वीशमघाचरश्रुवगदुक्षिमेविनाक शनि 
पापेद्ीनबलेविधो जललवे शुक्र विधो मांसले । 
लग्ने देवगुरो हलप्रबददणं शस्तं न सिंहे घट 

ककोजेणघटे तनो क्षयकरं रिक्कासु षष्ठयां तथा ॥ १॥ 

मूल, विशाखा, मघा, चरसंज्ञक, ध्रुवसंज्ञक, मृदुसंज्ञक और 
क्षिप्रसंज्ञक इन नक्षत्रों में हल-प्रवाह शुभ है। रविवार और शनिवार 
वर्जित है । पापग्रह बल से रहित हो और चन्द्रमा जलराशि के 
नवांश में हो अर्थात्‌ मकर, कुम्भ, मीन, कर्क का नवांश जल 
राशि का होता है । नवांश का क्रम आगे लिखेंगे । शुक्र, चन्द्रमा 
बलिष्ठ हों, उच्चादिक में तथा लग्न में बृहस्पति हो तथा 
सिह, कुम्भ, कक,मेष, मकर और तुला ये लग्न वर्जित हैं और 


मुह॒तंप्रकरण । ९९ 


क्षय को करती हैं। रिक्ता तिथि ४ । ९ । १४ और छठ इनको 
भी क्षयकारक जानना चाहिए ॥ १॥ 
बीजोप्ति-मुहृत । 


एष्वेव श्रुतिवारुणादितिविशाखोडनि भोमं विना 
वीजोप्तिगंदिता शुभा त्वणुमतोष्टाग्नीन्दुरामेन्दवः । 
रामेन्दग्नियुगान्यसच्छुमकराण्युप्तो हलेऽकोज्मिता- 


दे दरै; क मुनिमि 
द्राद्रामाष्टनवाष्टमानि मुनिभिः प्रोक्कान्यसत्सन्ति च ।| १॥ 

पहले इलप्रवाह में जो नक्षत्रादि कहे हें उनमें बीजोप्ति भी 
करना चाहिए । परन्तु श्रवण, शतभिष, पुनर्वसु और विशाखा ये 
नक्षत्र बीजोप्ति में वजित करना उचित है । दिनों में मङ्गलवार 
वजित हे । शेष सब तिथिवारादि हल-प्रवाह के जानना चाहिए । 

| बीजोप्ति का चक्र । 

राहु के नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक गिनकर विचारना चाहिए | 
प्रथम आठ नक्षत्र अशुभ हैं, फिर तीन शुभ हैं, फिर एक अशुभ है, 
फिर तीन शुभ हैं, फिर एक अशुभ है, तीन शुभ हैं, फिर एक अशुभ 
है, तीन शुभ हैं और फिर चार अशुभ हैं। यह बीजोप्ति-चक्र है। 

बीजोप्ति-चक्र । 





हल-चक्र । 
सूयं के उज्झित नक्षत्र से अर्थात्‌ जिस नक्षत्र के सूर्य हों 
उसके पहलेवाले नक्षत्र से गिनकर विचारना चाहिए । प्रथम तीन 
नक्षत्र अशुभ हैं, फिर आठ नक्षत्र शुभ हैं, फिर नव अशुभ हैं, फिर 
` आठ शुभ हैं, इनको अभिजित्‌ समेत अठ्ठाइस जानंना चाहिए ।।१॥ 











१०० बृहज्ज्योति:सार स० । 


हल-चक्र । 





बीजोप्ति का निषेध । 


खो रोद्राद्यपादस्थे भूमेः संजायते रजः । 
तस्माद्विनत्रयं तत्र बीजवापं परित्यजेत्‌ ।। १॥ 
जब आर्द्रानक्षत में सूर्य का प्रवेश हो, तब से तीन दिन तक पृथ्वी 
रजस्वला-धर्म को प्राप्त होती है उसमें बीज बोना वाजित है॥।१।। 
धान्य-छेदन-मुहृतं । 
तीष्णाजपादकरवहिविसुश्नतीन्दु 
स्वातीमधोत्तरजलान्तकतक्षपुष्ये । 
मन्दाररिक्वरहिते दिवसेऽतिशस्ता 
धान्यच्छिदा निगदिता स्थिरभे विलग्ने।।१॥ 
तीक्ष्णसंज्ञक नक्षत्र तथा पूर्वंभाद्रपद, हस्त, कृत्तिका, धनिष्ठा, 
श्रवण, मृगशिरा, स्वाती, मधा, तीनों उत्तरा, पूर्वाषाढ़, भरणी, 
चित्रा और पुष्य ये नक्षत्र और स्थिर लग्न अन्न काटने में शुभ हैं । 
परन्तु शनि और मङ्गलवार तथा रिक्तातिथि वर्जित है ॥ १॥ 
द्वितीय प्रकार से हल-चकऋ-विचार । 


त्रिभिखिभिस्रिमिः पञ्च त्रिभिः पञ्च त्रिभिद्वयम्‌ । 


सूर्यभादिनभं यावद्धानिवृद्धी हले क्रमात्‌ ॥ १॥ ` 


सूर्य के नक्षत्र से दिन-नक्षत तक हल-चक्र विचार कर उसका 
फल चक्र से समझ लेना चाहिए ॥ १॥ 











मुहतंप्रकरण । १०१ 


हल-चक्र 


























inl के क 
| य | हानि | वृद्धि | हानि ं बृद्धि | हानि | वृद्धि 
राजमार्तण्ड में धान्य-छेदन-मुहर्त । 

रौद्रे पित्र्ये तथा सोम्ये हस्ते पुष्येऽनिले तथा । 

सस्यच्छद प्रशसान्त मूलश्रवणवासव ॥ १ ॥। 

गुरो शुक्र शुभं हित्वा रिक्वां भौमशनश्चरो ॥ २ ॥ 

आर्द्रा, मघा, मृगशिरा, हस्त, पुष्य और स्वाती इन नक्षत्रों 
में नबीन'धान्यच्छेदन शुभ है । मूल, श्रवण, धनिष्ठा भी 
धान्यच्छेदन के शुभ हैं। गुरुवार और शुक्रवार शुभ है तथा 
रिक्ता ४। ९। १४ तिथि मङ्गलवार और शनिवार वर्जित हैं।॥१-२॥ 

मुहर्तेगणपति में धान्य-छेदन-मुहूतं । 
“¢ ज्येष्ठा ए ७ 

ूवोत्तरामघाश्लेषाज्येष्ठद्राश्रवणद्वयं । 

भरणीद्वितये मूले मृग पुष्ये करत्रये ॥ १॥ 

धान्यच्छेदः शुभो रिक्कां हित्वा भोमशनश्चरों॥ २ ॥ 

तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, मघा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, आद्रा, 
श्रवण, धनिष्ठा, भरणी, कृत्तिका, मूल, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, 
चित्रा और स्वाती, इन नक्षत्रों में धान्यच्छेदन शुभ है। तथा 
रिक्ता ४ । ९ । १४ तिथि, मङ्गलवार और शनिवार वजित 
हैं ॥ १-२ ॥ 





सस्य-रोपण-मुहूतं । 
हस्तत्रयोत्तरामूले धनिष्ठारोहिणीमृगे । 
षुष्याश्विन्यनुराधायां मघायां शुभवासरे ।। १ ॥ 
त्यक्त्वा रिक्रा शनि भोमं सस्यस्याङकुररोपणम्‌ ।। २॥ 











१०२ ब्रहज्ज्योति:सार स० । 


हस्त, चित्रा, स्वाती, तीनों उत्तरा, मूल, धनिष्ठा, रोहिणी, 
मृगशिरा, पुष्य, अश्विनी, अनुराधा और मघा इन नक्षत्रों में 
तथा शुभ वारों में सस्य-रोपण शुभ है । रिक्तातिथि, शनिवार 
और मङ्गलवार वर्जित हैं ॥ १-२ ॥ 

सस्य, वक्ष, लता आदि के सेचन का मुहृतं । 

सस्यारोपोदिते काले हित्वा ज्ञाक मधा करम्‌ । 

वृक्षसस्यलतादीनां प्रशस्तं जलसेचनम्‌ ॥ १ ॥। 

सस्यारोपण में जो नक्षत्र आदि कहे हैं, उनमें खेती के वक्ष 
लता आदि का सींचना शुभ है । परन्तु बुधवार और रविवार 
दिन तथा मघा और हस्त नक्षत्र वाजत है ॥ १॥। 

कण-मर्दन-मुह॒र्त । 

अनुराधाश्रवे मूले रेवत्यां च मघात्रिभं । 

ज्येष्ठायां चेव रोहिण्यां शुमं स्यात्कणमदनम्‌ ॥ १ ॥ 

अनुराधा, श्रवण, मूल, रेवती, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा- 
` फाल्गुनी, ज्येष्ठा और रोहिणी इन नक्षल्नों में कण-मदेन शुभ है ।।१॥ 
धान्य-स्थित-मुहृतं । 


पुनमें मृगशीषऽन्त्येऽनुराघाश्रवणत्रये । 

हस्तत्रयेऽश्विनीपुष्ये रोहिण्यामुत्तरात्रये ॥ १ ॥ 

गुरो शुक्रखीन्द्रोः सत्कोष्ठादो धान्यरक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 

पुनवेसु, मृगशिरा, रेवती, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
भिष, हस्त, चित्रा, स्वाती, अश्विनी, पुष्य, रोहिणी और तीनों 
उत्तरा इन नक्षत्रों में गुरुवार, शुक्रवार, रविवार और 
सोमवार इन दिनों में कोष्ठ ( बखारी, डहरा आदि ) में अन्न का 
रखना शुभ है ॥ १-२ ॥ 











मुह॒तंप्रक रण । १०३ 
हवन-चक्र-विचार । 
सूयभात्त्रित्रिमे चान्द्रै सूयविच्छुक्रपड़वः । 
चन्द्रारेज्यागुशिखिनो नेष्टा होमाहुतिः खले ॥ १ ॥ 


सूर्य के नक्षत्र से दिन-नक्षत्र तक होम-चक्र गिने । तीन-तीन 
नक्षत्र सूर्यादि ग्रहों में स्थापित करे । उसका फल चक्र न्यास से 
समझ लेना और ग्रह भी चक्र से जान लेना क्र्रग्रह का अशुभ 
फल तथा शुभग्रह का शुभ फल जानिए ॥ १॥। 


हवन-चक्र । 





अग्नि-वास-विचार । 


सेका तिथिवारयुता कृतापता 
“शेष गुणऽम्रे भुवि वह्विवासः । 
सोख्याय होमे शशियुग्मशेष 
प्राणार्थनाशो दिवि भूतले च ॥ १ ॥ 

शुक्लपक्ष की परीवा से गिनकर जो तिथियाँ हों उनमें रविवार 
आदि की वार संख्या जोड़ देना । उसमें एक और जोड़ देना । 
फिर चार से भाग देना । जो शेष तीन बच अथवा शुन्य बचे 
तो अग्नि का वास पृथ्वी में जानना । उसमें हवन करने से सुख 
प्राप्त होता है। एक बचे तो अग्नि-वास आकाश में जानना । 
उसका फल प्राण-नाशक है । जो दो बचे तो पाताल में 


तरै 





OOOO 
१०४ वृहज्ज्यातिःसार स० । 
अग्नि का वास जानना । उसका फल अर्थनाशक हे. १ ॥ ॐ 
कृष्णपक्ष का उदाहरण । | 
श्रीसंवत्‌ १९४८ शक १५१३ भाद्रकृष्णचतुदेश्या १८ 
रवाविष्टम्‌ १ । १५ ॥ 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से कृष्णपक्ष की चतुदेशी तक २९ 
हुए । उसमें एक और जोड दिया तो ३० हुए, उसमें रविवार 
जोड़ दिया तो हुए ३१, इसमें चार का भाग दिया तो बचे तीन 
इसलिए अग्नि का वास पृथ्वी में जानिए । ` 
शुक्लपक्ष का उदाहरण । 
श्रीसंवत्‌ १९४८ शक १८१३ भाद्रशुक्ल ८ शुक्रष्टम्‌ ४।०० 
तिथि अष्टमी में एक जोड़ दिया तो ९ हुए, उसमें वार का 
६ अङ्क जोड़ दिया तो १५ हुए, फिर चार का भाग दिया 
तो शेष बचे तीन, इसलिए अग्नि का वास पृथ्वी में जानिए । 
नवान्न का मुहूर्त । 


नवान्न स्याचरक्षिप्रमृदुमे सत्तनो शुभम्‌ । 
विनानन्दाविषधटीमधुपोपाकिभूमिजान्‌ ॥ ? ॥ 
चरसञ्ञक, क्षिप्रसंज्ञक और मृदुसंज्ञक इन नक्षत्रों में तथा शुभ- 
ग्रहों की लग्नों में नवान्नकमं शुभ है । परन्तु नन्दातिथि १।६। ११ 
तथा विषघटी, चेत और पौष माष तथा शनिवार और मङ्गल- 
वार वर्जित हैं | १॥। 
विष-घटी-दोष-विचार । 


खरामतोऽन्स्यादितिव ्विपित््यमे 
खबेदतः के, रदतश्च सार्पभे । 





मुहृतेप्रक रण । १०५ 


खबाणतो ऽशवे प्रतितो प्यंमाम्बुपे 
कृतेभंगतवाष्ट्रभविश्वजीवभे ॥ १ ॥ 
मनाद्विदेवानिलसोम्यशाक्रमे 
कुपक्षतः शेवकरेष्टि तोऽजभे । 
युगाश्वितो बुध्न्यभतोययाम्यमे | 
खचन्द्रतो मित्रभवासवश्रतो ॥ २॥ 
मूले ड्रबाणाद्विषनाडिकाः कृता 
वज्याँः शुभेऽथो विषनाडिका भ्रवाः । 


निघ्ना भभोगेन खत॑क भाजिता 
स्फुटा भवेडुविषनाडिकास्तथा ॥ ३ ॥ 
विषघटियों के जानने का उपाय । 

रेवती, पुनवंसु, कृत्तिका, मघा इन नक्षत्रों में ३० घटी के बाद 
की ४ घड़ी, रोहिणी में ४० घटी के बाद की ४ घड़ी, आश्लेषा में 
३२ घटी के बाद की ४ घड़ी, अश्विनी में ५० घटी के बाद की ४ 
घड़ी, उत्तराफाल्गुनी और शतभिष में १८ घटी के बाद की 
४ घड़ी, पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा, उत्तराषाढ़, पुष्य इन नक्षत्रों में 
२० घटी के बाद की ४ घड़ी, विशाखा, स्वाती, मृगशिरा,ज्येष्ठा 
इन नक्षत्रों में १४ घटी के बाद की ४ घड़ी, आर्द्रा और हस्त इन 
दोनों में २१ घटी के बाद की ४ घड़ी, पूर्वाभद्रपद में १६ घटी के 
बाद की ४ घड़ी, उत्तराभाद्रपद, पूर्वाषाढ़, भरणी इन नक्षत्रों में 
२४ घटी के बाद की ४ घड़ी, अनुराधा, धनिष्ठा, श्रवण इन 


नक्षत्रों में १० घटी के बाद की ४ घड़ी और मूल नक्षत्र में ५६ 
घटी के बाद की ४ घड़ी विषघटी कही जाती हें । 














१०६ बृहज्ज्यातःसार स० । 


इन विषघटिकाओं में विवाहादि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए ३ हैं 

परन्तु इसके विचार में विशेष बात यह है कि यदि पूर्वोक्त नक्षत्रों 
का प्रमाण पूरे ६० दण्ड का हो तभी पूर्वोक्त नक्षत्रों की उक्त 
घटियो के बाद ४ दण्ड विषघटीसंज्ञक होते हैं । यदि पूर्वलिखित 
नक्षत्रों का मान ६० दण्ड से न्यून किवा अधिक हो तब उस 
नक्षत्र के प्रस्तुत मान को पहले कहे हुए उस नक्षत्र के अङ्कु से 
गुणा करे । उस गुणा को हुई संख्या में ६० का भाग देने से जो 
लब्धि मिले उतने ही दण्ड के बाद की ४ घड़ी विषघटीसंज्ञक 
होती हैं । 


विष-घटी-चक़ । he 





इन नक्षत्रों की पूर्वलिखित घटियों के अनन्तर चार घड़ी 
तक विषघटी होती हैं ॥ १-३॥। 
नवान्नचक्र-विचार । 


बुधक्षात्पुत्रपुत्रेषु पुतरवेदद्वयेन्दुकेः । ` |, 





मुहृते प्रकरण । १०७ 


सच्छुम शुममथष्न शुभ व्यथ शुम कमात्‌ ॥ १ ॥ 
नवान्नचक्रं ज्ञातव्यं कथितं गणकोत्तमंः ॥ २ ॥ 
बुध के नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक गिने। प्रथम पाँच नक्षत्र शुभ 
हैं, फिर पाँच शुभ हैं, फिर पाँच शुभ हैं, फिर पाँच अर्थनाशक हैं, फिर 
चार शुभ हैं, फिर दो शुभ नहीं हैं, फिर एक शुभ है ॥ १।। यह 
नवान्नचक्र विचारना चाहिए, ऐसा उत्तम पण्डितों ने कहा है।।२।। 
अथ नवाज्न-चक्र । 


शुभ | शुभ | शुभ | अर्थनाश | शुभ क शुभ 





अग्नि-विचार का परिहार । 


विवाहयात्रात्रतगोचरेष॒ चडोपनीते ग्रहण युगाद्येः । 

दुगाविधानेन सुत प्रसूतो नेवाग्निचक्र परिचिन्तनीयम्‌ १ 

विवाह का होम, यात्रा का होम, व्रत का होम, गोचर- 

के ग्रहों का होम, मुण्डन और जनेऊ का होम, ग्रहण का होम, 

युगादि तिथियों का होम, श्रीदुर्गाजी का होम तथा बालक के 

जन्मप्रसूति का होम अर्थात्‌ मूलादिशान्ति इन कार्यो में आग्नि 
चक्र का विचार न करे ॥ १॥। 


युगादि ओर मन्वादि-तिथि-विचार 


मन्वाद्याख्रितिथी मधो तिथिखी ऊजे शुचौ दिकतिथी 

ज्येष्ठञ्न्त्ये च तिथिस्त्विषे नवतपस्यश्वाः सहस्ये शिवा: । 

भाद्रेऽग्निश्च सिते त्वमाष्टनभसः कृष्णे युगाद्याः सिते 

गोऽग्नीबाहुलराधयोमंदनदरशो भाद्रमाघा सिते ॥ ? ॥ 
शुक्लपक्ष में मन्वादि तिथियाँ होती हैं-- 











१०८ बृहज्ज्योति:सार स० । 
चेत्र आदि में मन्वादि तिथियां । 


चेत्रमास में तृतीया तिथि, कात्तिक में पूर्णमासी तथा द्वादशी, 
आषाढ़ में दशमी व पूर्णमासी, ज्येष्ठ और फाल्गुन में पूर्णमासी, 
आश्विन में नवमी, माघ में सप्तमी, पौष में एकादशी और भाद्रपद 
में तृतीया तिथि मन्वादि होती हैं। एवं श्रावणमास के कृष्ण 
पक्ष में अमावस व अष्टमी तिथि मन्वादि होती है । 


युगादिसंज्ञक तिथियाँ । 


शुक्लपक्ष में कात्तिक की नवमी और वेशाख की तीज 
युगादि होती है। कृष्णपक्ष में भाद्रपदमास की तेरस तथा 
माघ में अमावस की युगादिसंज्ञा है, इनमें पुण्यकाल होता है ॥। १॥ 


शुक्लपक्ष में मन्वादितिथि-चक्र । 


चैत्र प षाढ्‌ | ज्येष्ठ ल्‌ आश्विन माघ | पौष भाद्र [मास 


> लान रिजनल rl ल्ल || -- 











२ १ १५ १५ १५ ९ ७ | ११ | ३ 


कृष्णपक्ष में मन्वादितिथि-चक्न । 





F नन .......... 50५८ 232 


मुह॒तंप्रकरण । १०९ 


कृष्णपक्ष में युगादितिथि-चक्न । 





रोग-मुकत के स्लान का मुहूर्त । 
इन्दोर्वारे भागवे च ध्रुवेषु 
सापादित्यस्वातियुक्तेषु भेषु । 
पित्र्ये चान्त्ये चेव कुयात्कदाचि 
न्नेव स्नानं रोगमुक्स्य जन्तोः ॥ १ ॥ 
लग्ने चरे सूयेकुजेज्यवारे 
रिक्रातिथो चन्द्रबले च हीने । 
केनदरत्रिकोणाथगते च पापे 
स्नानं हितं रोगविमुक्वकानाम्‌ ॥ २ ॥ 
सोमवार, शुक्रवार, ध्रुवसंज्ञक नक्षत्र, आश्लेषा, पुनवंसु, स्वाती, 
मघा और रेवती ये नक्षत्र और वार रोगी के स्नान में वर्जित 
हैं॥ १॥ चर लग्न १। ४। ७ । १० रविवार, मङ्गलवार और 
बृहस्पतिवार तथा रिक्ता ४ । ९ । १४ तिथि, ये शुभ हैं। तथा 
चन्द्रमा बल से हीन हो और केन्द्र १।४। ७। १० त्रिकोण 
९ । ५ या अर्थं २ में पापग्रह होने चाहिए ॥ २ ॥ 


रोगोत्पन्न शुभाशुभविचार । 


स्वातिश्लेषारोत्रपूवात्रयेष॒ . 
शाक्रे भोमे सूयज सूयवारे । 





119० 96४२-1५ 1९ No | 


नन्दा रिक्का यस्य रोगस्य प्राप्ति के 
मृत्युज्ञेंय: शङ्करो रक्षिताऽपि ॥ १॥ 

पक्षाद्धस्ते वासवेषु द्विदेवे 
मूलाश्विन्योरग्निधिष्ण्ये नवाहात्‌ । 


याम्ये त्वाष्ट्रे वेष्शवे वारुणे च 
नरुज्यं स्यान्न नमेकादशाहात्‌ ॥ २ ॥ 
अहिबुध्न्ये तिष्यसंज्ञे सभागे 
प्राजापत्यादित्ययोः सब्राआत्‌ । 
ोगान्मुक्गिजायते मानवानां | 
निःसंदिग्धं जत्पितं गर्गमुख्ये: ॥ ३ ॥ 
स्वाती, आश्लेषा, आर्द्रा, तीनों पूर्वा, ज्येष्ठा ये नक्षत्र हों तथा 
मङ्गलवार, शनिवार और रविवार ये वार हों तथा नन्दा १। ६ | 
११ रिक्ता ४। ९। १४ तिथि हों तो इनमें जो रोग उत्पन्न हो उसे 
यदि महादेवजी भी रक्षा करें, तो न जीवे ।। १॥ हस्त मे जो रोग 
उत्पन्न हो तो पन्द्रह दिन में आराम होवे। धनिष्ठा, विशाखा, 
मूल, अश्विनी और कृत्तिका इन नक्षत्रों में रोग उत्पन्न होवे तो 
नव दिन में आराम हो। भरणी, चित्रा, श्रवण और शतभिष ह 
इनमें यदि रोग उत्पन्न हो तो ग्यारह दिन में आराम हो ॥ २ ॥ 
उत्तराभाद्रपद, पुष्य, पुर्वाफाल्गुनी, अभिजित्‌ और पुनर्वसु इनमें 
रोग होवे तो सात दिन रहे उसके बाद मतुष्य आराम होकर 
निःसंदेह जीवे । ऐसा गर्गादि आचार्य कहते हैं ॥ ३ ॥ 
सर्प-दंश का विचार । 
यः कृत्तिकामूलमघाविशाखा 
सापान्तकाद्रीसु भुजङ्गदष्टः । 








मुह॒तंप्रकरण । १११ 


स वेनतेयेन सुरक्षितोऽपि 
प्राप्रीति मृत्योबदनं मनुष्य; ॥ ? ॥ 
कृत्तिका, मूल, मघा, विशाखा, आश्लेषा, भरणी और आर्द्रा 
इन नक्षत्रों में जिसको सर्प काटे उसकी रक्षा गरुड भी करं तो 
भी मरने से न बचे ॥ १॥ र 
शिल्प-विद्या का मुहूतं । 


मृदुभ्रवक्षिपचर ज्ञे गुरो वा खलग्नग । 

विधो ज़्जीववगस्थे शिल्यविद्या प्रशस्यते ॥ १ ॥ 

मृदुसंज्ञक, ध्रूवसंज्ञक, क्षिप्रसंज्ञक और चरसंज्ञक नक्षत्रों में, 
लग्न में किवा दशवें स्थान में बुध और बृहस्पति के रहते हुए, 
बुध और बृहस्पति के षड्वगं में चन्द्रमा के रहते, शिल्प- 
विद्या अर्थात्‌ लकड़ी, पत्थर, चित्र इत्यादि की कारीगरी 
सीखना शुभदायक होता है ॥ १॥ 

मुद्रा-पातन का मुहतं । 


चित्रामृगान्त्यकरपुष्यहयानुराघा- 
धात्र्युत्तरे श्रवणतस्धितयेऽदितों च । 
स्वातो विचन्द्ररविजऽहनि पातनं स्या 
त्पणांसु सुष्ठु च जयासु सुम्नुद्रिकाणाम्‌ ॥ १ ॥ 
चित्रा, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, अश्विनी, अनुराधा 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, पुनर्वसु और 
स्वाती इन नक्षत्रों में रुपया बनाना शुभ है। इस कार्य में 
चन्द्रवार और शनिवार वर्जित है। तथा पूर्णा तिथि ५ । १० । 
१५ और जया तिथि ३। ८ । १३ शुभ है ॥ १॥ 





११२ | बृहज्ज्योतिःसार स० । 


_ काष्ठादि-स्थापन का विचार । 


सूयक्षाद्रसभरघःस्यलगतः पाको रसः संयुत 
शीर्ष युग्ममितेः शवस्य दहनं मध्ये युग; सपभीः । 


प्रागाशादिषु वेदमः स्वसुहदां स्यात्सङ्गमो रोगमीः 
क्वाथादेः करणं सुखं च गदितं काादिसंस्थापने ॥१॥ 


पञ्चक-रहित सूर्य के नक्षत्र से दिन-नक्षत्र तक काष्ठचक्र गिने । 
छ: नक्षत्र काष्ठ के नीचे स्थापित करे । उसका फल भोजन रस 
से संयुक्त हो। दो नक्षत्र शिर में देवे इसका फल मुर्दा के 
दाह में ईधन लगे । मध्य में चार देवे उसका फल सपे निकले । 
पूर्वं आदि चारों दिशाओं में चार-चार नक्षत्र देवे उसका फल 
पूर्वं में मित्र से मिलाप और दक्षिण में रोग हो। पश्चिम 
में रोग हो और उसका दवा में ईधन लगे। उत्तर में पड़े तो 
सुख होय ॥ १ ॥ 


काष्ठादि-स्थापन का चक्र । 


शीषं | मध्य | पूर्व | दक्षिण | पश्चिम | उत्तर |स्थान 


RR, RR [WR जि सि न नजनिसिर सन । 




















मुह॒तंप्रकरण । ११३ 
प्रत-कर्म का मुहत॑ । 
क्षिप्राहिमूलेन्द्रहरीशवायुम 
प्रक्रिया स्याज्मषकुम्मग विधो । 
प्रतस्य दाहं यमदग्गिमं त्यजे 
च्छय्यावितानं गहगोपनादि च ॥ ? ॥ 


क्षिप्रसंज्ञक, आश्लेषा, मूल, ज्येष्ठा, श्रवण, आद्रा और 
स्वाती इन नक्षत्रों म॑ प्रेतकमं शुभ है। परन्तु कुम्भ और मीन 
के चन्द्रमा म प्रत का दाह त्याज्य है एवं दक्षिण दिशा की 
यात्रा भी वजित है । खटिया का बिनवाना, तंबू बनवाना और 
मकान छावना वर्जित है। आदि शब्द से सब तृण-क्रिया 
त्याज्य हैं ॥ १ ॥ 


नारायण-बलि का मुहूर्त । ॒ 

शुक्राराकिषु दश भूतमदने नन्दासु तीक्ष्णोग्रभे 

पोष्णे वारुणमे त्रिपुष्करदिन न्यनाधिमासेऽयने । 
याम्ये ऽब्दात्परतश्च पातपरिधे देवेज्यशुक्रास्तके 

भद्रावधतिके शवप्रतिकृतेदाही न पक्षं सिते ॥ १ ॥ 
जन्मप्रत्यरितारयोमृति सुखान्त्येऽन्जं च कलुन स 

न्मध्योमित्रभगादिति भ्रवविशाखाद्रचङिध्रज्ञमेऽपिच । 
शरे्ठेऽकंज्यविघ्रोदिने श्रतिकरस्तात्यश्चिपुष्ये तथा 

त्वाशोचात्परतो विचायमखिलं मध्ये यथासम्मवम्‌ ॥२॥ 


शुक्र, मंगल और शनिवार तथा अमावस, चतुदशी, तेरस, 
नन्दा १ । ६ । ११ तिथि, तीक्ष्णसंज्ञक, उग्रसंज्ञक तथा रेवती 
और शतभिष ये नक्षत्र एवं त्रिपुष्कर दिन तथा क्षयमास और 
मलमास ये सम्पूर्ण वारादिक . नारायण-बलि-क्रिया में वजित 


> 














११४ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


हैं । वर्ष के उपरान्त दक्षिणायन सूर्य वर्जित हें । पात व परिघ- 
` योग व. बृहस्पति और शुक्र का अस्त तथा भद्रा और वेधृतियोग 
तथा शुक्लपक्ष वर्जित हैं ॥ १॥ जन्मतारा व पाँचवाँ तारा 
और चौथा, आठवाँ, बारहवां चन्द्रमा ये कर्ता को अशुभ हैं । 
अनुराधा, पूर्वाफाल्गुनी, पुनर्वसु, धुवसंज्ञक, विशाखा, मृगशिरा, 
चित्रा और धनिष्ठा इन नक्षत्रों में तथा बुधवार को दाह मध्यम 
है । रविवार, बृहस्पतिवार, चन्द्रवार ये दिन तथा श्रवण, हस्त, 
स्वाती, अश्विनी और पुष्य इन नक्षत्रों में नारायण-बलि शुभ 
है । तथा सूतक के अनन्तर सब विचार करना उचित है और 
सूतक के भीतर यथासंभव विचार करना चाहिए ॥ २॥ 
| नौका-कर्म का मुहूर्त । 

शुमाहे विष्णुयुग्मेन्दम्रगमेत्राश्‍विपाणिषु । 

चालनं घट्टनं स्थानान्नावः शुमतिथीन्दुष ॥ १ ॥ 

शुभवार तथा श्रवण, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मृगशिरा, अनुराधा, 
अश्विनी और हस्त ये नक्षत्र एवं शुभतिथि तथा शुभचन्द्र में 
नाव का चलाना व बनाना शुभ है ॥ १॥ 

जलाशय, बाग, देवता आदि की प्रतिष्ठा का मुहूतं । 


जलाशयारामसरपतिष्ठा 
सौम्यायने जीवशशाङ्कशुक्र । 
दृश्ये मृदुक्षिप्रचरे भ्रुवं स्या- 
त्पक्षे सितस्वक्षतिथिक्षणं वा ॥ १ ॥ 
खिताखज्यें दिवसेऽतिशस्ता 
शशाङ्कपापेखिमवाङसंस्थेः | 
व्यष्टान्त्यगं: सत्सचरेमृंगन्टे 





मुहुतंप्रकरण । . ११५ 


सूयां घट को युवतो च विष्णुः ॥ २ ॥ 
शिवो नुयुग्मे द्वितनों च देव्या 


१ 1४७1७ 1१०७० 


क्षदाश्चरे सव इमे स्थिर । 
पुष्ये ग्रहा विध्नपयक्षसप- 
भूतादयोऽन्त्ये श्रवणेजिनश्च ।। ३ ।। 

जलाशय, बाग तथा देवता की प्रतिष्ठा का मुहुतं लिखते हैं- 
उत्तरायण सूर्य हो, बृहस्पति, चन्द्रमा और शुक्र उदित हों, 
मुदुसंज्ञक, क्षिप्र-संज्ञक, चरसंज्ञक और धुवसंज्ञक ये नक्षत्र शुभ हैं । 
शुक्लपक्ष हो, जिस नक्षत्र व जिस तिथि का स्वामी जो 
देवता है वही नक्षत्र व तिथ्यादिक भी प्रतिष्ठा में शुभ हैं । जिस 
मुहृते का जो देवता स्वामी है उस मुहुते में भी शुभ जानिए ॥ १॥। 
रिक्तातिथि ४।९।१४ और मङ्गलवार वर्जित है । चन्द्रमा 
व पापग्रह तीसरे, ग्यारहवें, छठे और शुभग्रह आठवें, 
बारहवें वर्जित हैं । सूर्य की प्रतिष्ठा सिंहलग्न में, ब्रह्मा 
की प्रतिष्ठा कुम्भलग्न में और कन्या लग्न में विष्णु की 
प्रतिष्ठा करे । मिथुनलग्न में महादेवजी की प्रतिष्ठा शुभ है । 
द्विस्वभावलग्न ३।६।९।१२ में देवीजी की प्रतिष्ठा शुभ है । 
्षुद्रदेवता को प्रतिष्ठा चरलस्त में. शुभ है। जो छोटे देवता 
हैं उनकी. क्षद्रसंज्ञा है और स्थिर-लग्न में सब देवताओं की 
प्रतिष्ठा शुभ है ॥२॥ पुष्य नक्षत्र में ग्रहस्थापन करे तथा गणेश 
यज्ञ, सर्प, भूत आदि की प्रतिष्ठा रेवती नक्षत्र में करे और श्रवण 
नक्षत्र में जिन अर्थात्‌ बुद्धदेव को प्रतिष्ठा शुभ है ॥ ३ ॥ 

सर्वारम्भ-सुहृत । 
व्ययाष्टशुद्धोपंचये लग्नगे शुमटग्युते । 





११६ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


चन्द्र त्रिषडदशायस्थे सवोरम्मः प्रसिद्धधति ॥ १ ॥ 

लग्न से बारहवाँ और आठवां शुद्ध हो अर्थात्‌ कोई ग्रह न 
हो, उपचय लग्न हो अर्थात्‌ जन्मलग्न व जन्मराशि से तीसरा 
छठा, दशवां, ग्यारहवां लग्न हो और शुभग्रहों की दृष्टि हो 
तथा शुभग्रहयुक्त हो, चन्द्रमा जन्मलग्न व जन्मराशि से तीसरे 
छठ, दशवं, ग्यारहवं हो तो सर्वारंभ शुभ है । अर्थात्‌ शुभाशुभ 
कायं करना शुभ है ॥ १॥ 

पादुका आदि के धारण का मुहर्त । 


मे्रेऽन्त्यचन्द्रयममादितिवाजिचित्रा- 
हस्तोत्तरात्रयहरीञ्यविधातृ मानि । 
एतेष्वतीवशयनासनपादुकानां 
संभोगकायमुदितं मुनिमिः शुमाहे ॥ १ ॥ 
मुहुते-दीपिकाकार ने लिखा हे कि अनुराधा, रेवती, मृगशिरा 
भरणी, पुनवसु; अश्विनी, चित्रा, हस्त, तीनों उत्तरा, श्रवण 


पुष्य, रोहिणी इन नक्षत्रों में और शुभ दिन में शय्या, आसन व 
खड़ाऊं धारण करना शुभ है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं ॥ १ ॥ 


नवीनपात्र में भोजन का मुहुतं । | 


रोहिणीयुगले हरतत्रितये रेवतीद्वये । 
श्रवणत्रितये पुष्ये पुनवस्वनुराधयो; ॥ १ ॥ | 
न्युत्तर व॒घशुक्रज्यवार चामृतयोगके । 
सुवणरोप्यपात्रेषु मोजनादि शुभप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 

'मुहुते-गणपति-कार ने लिखा है कि रोहिणी, मृगशिरा, 
हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, अश्विनी, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिष, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा और तीनों उत्तरा, 





F आ VV VV VV ™V™V™V™V\V\98\8\ ७ 








मुहृतंप्रकरण । ११७ 
ये नक्षत्र बुधवार, शुक्रबार और गुरुवार अथवा अमृतयोग में सोने | 
तथा चाँदी के पात्र में भोजन करना शुभ है ॥ १-२ ॥ | 

अमृत-सिद्धि योग । 
हस्ते रवो शशधघरे च मगौत्तमक्ष 
मॉमेऽश्विनी बुधदिने च तथाऽनुराधा । 
तिष्यो गुरो भृगुसुतेऽपि च पांष्णधिष्णं 
रोहिण्यथाकतनयेऽग्तसिद्धियोगाः ॥ १॥ | 
रविवार के दिन हस्तनक्षत्र हो, चन्द्रवार को मृगशिरा, मङ्गल 
को अश्विनी, बुध को अनुराधा, बृहस्पति को पुष्य, शुक्र को 
रेवती और शनेश्चर को रोहिणी हो तो अमृतसिद्धि योग होता 
है । ऐसा 'रत्न-माला'-नामक ग्रन्थ में कहा है ॥ १ ॥ 
| नवीन पात्र-चक्न । 
पात्रचक्र प्रवक्ष्यामि यदुक्तं शक्रियामले । 
सूयमाचन्द्रपर्यन्तं गणनीयं सदा डुथेः ॥ १ ॥ 
दिक्षु दिक्षु द्यं न्यस्य मध्ये चेकादशं न्यसेत्‌ । 
वतुलाकारचक्रस्य भोक्तृपात्रस्य निण॑यः ।। २ ॥। 
बन्धनं सोस्यहानी च लामं सोख्यं मृतिस्तथा । 
पुत्रमायुश्शोकवृद्धी पूर्वादिक्रमतो भवेत्‌ । 
रिक्कान९न्दुषष्ठीश्च विष्णोः सुप्तं विवर्जयेत्‌ ॥ ३॥ 
शक्तियामल में पात्र-चक्र के विषय में कहा है कि सूर्य के नक्षत्र 
से दिन के नक्षत्र तक गिने। पूर्वादि आठ दिशाओं में दो-दो 
नक्षत्र स्थापित करे और ग्यारह नक्षत्र मध्य में रखकर गोल-चक्र 
हारा भोजन-पात्र का निर्णय करे । पूर्व में पड़े तो बंधन हो, 








| ११८ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


आग्नेय में सुख, दक्षिण में हानि, नैक्रत्य में लाभ, पश्चिम 

में सुख, वायव्य में मृत्यु, उत्तर में पुत्र-लाभ, ईशान में शोक 

. और मध्य में वृद्धि होवे। रिक्तातिथि ४।९।१४ अमावस, छठ 

और विष्णुशयन (अर्थात्‌ आषाढ़ सुदी एकादशी से कात्तिक-सुदी 
एकादशी तक) ये सब भोजन-पात्र में वर्जित हैं ॥ १-३ ॥ 


नवीनपात्र-चक्क । 


मध्य | दिशा 


११ | नक्षत्र 





नवाङ्झना-भोग का मुहुतं । 

प्रमामिगमः शस्तो नवबध्वाः शुभेऽहनि । 
गर्माघानोक़नक्षत्रे शस्ते ज्योत्स्नाकरे निशि ॥ १ ॥ 

नवीन स्त्री का भोग गर्भाधान के नक्षतों में अर्थात्‌ मृगशिरा, 
अनुराधा, श्रवण, रोहिणी, हस्त, तीनों उत्तरा, स्वाती, धनिष्ठा 
और शतभिष इन नक्षत्रों में शुभ है तथा चन्द्रशुद्धि और रात्रि 
का समय आवशयक है ।। १ ॥ 

इट पाथने का मुहूत । 


_ उत्तराश्विश्रव पुष्ये ज्येष्ठान्त्ये रोहिणीकर । 
स्थिरेऽङड्टेऽकं गुरो मन्दे इष्टिकारम्मणं चरेत्‌ ॥ १ ॥ 
` तीनों उत्तरा, अश्विनी, श्रवण, पुष्य, ज्येष्ठा, रेवती, रोहिणी 
| और हस्त इन नक्षत्रों में इंट पाथना शुभ हे । स्थिर लग्न २५ 
८।११ तथा रविवार, गुरुवार और शनिवार शुभ है ॥ १ ॥ 






1 ३ १ जा री रि कुन क 
- ¢ 
Tf 





मुहृतेप्रकरण । ११९ 
रत्न-परीक्षा का मुहृतं । 


पुनमें शतहस्तक्ष श्रवे ज्येष्ट परीक्षणम्‌ । 
रतानामष्टमीं भूतं हित्वा भोमं शनेश्चरम्‌ ॥ १ ॥ 
पुनर्वसु, शतभिष, हस्त, श्रवण और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में 
रत्न-परीक्षा शुभ है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि, मङ्गलवार 
और शनिवार वाजित है ॥ १॥ 


कलश-चक़ का विचार । 
सूयेमात्पञ्चरामाद्रिवसुपञ्च शुमाशुमम्‌ । 
` फलं क्रमादूबुधेन्ञेयं चक्र कलशसंज्ञके ॥ १ ॥ 
सूर्यं के नक्षत्र से दिन-नक्ष् तक कलश-चक्र लिखे । प्रथम 


पाँच नक्षत्र शुभ, फिर तीन अशुभ, सात शुभ, आठ अशुभ और 
पाँच शुभ क्रम से जानना चाहिए ॥ १ ॥ 


कलश-चक्ग । 





नि ३ | ७ | ८ 




















शुभ 








अशुभ | शुभ | अशुभ 





` शस्त्र-घट्टन-मुहतं । 
कृत्तिकासु विशाखायां भोमाकशनिवासरे । 
सल्लग्ने घट्टित शस्त्रं नृपाणां जयदायकम्‌ ॥ १ ॥ 
कृत्तिका और विशाखा नक्षत्र में तथा भौमवार, रविवार और 


शनिवार दिनों में, शुभग्रहों के लग्नों में हथियार बनावे तो 
राजाओं को विजयकारी होता | है॥१॥ 








१२० वृहज्ज्योतिःसार स० । 


पुनवसुद्धये हस्ते चित्रायां रोहिणीद्रये । 
विशाखादित्रये कुयाल्युत्तरे रवतीद्रये ॥ १ ॥ 
रिक्कां विना तिथो सूयशुक्रजीवदिने तथा । 
सन्नाहच्छुरिकाखङ्गकुःतशस्रादिधारणम्‌ ॥ २ ॥ 
पुनवंसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, रोहिणी, मृगशिरा, विशाखा, 
अनुराधा, ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा, रेवती और अश्विनी इन नक्षत्रों 
में, रिक्ता तिथि को छोड़कर रविवार, शुक्रवार और गुरुवार को 
बख्तर, छुरी, तलवार, .भाला इत्यादि शस्त्रों का धारण करना 
शुभ है ॥ १-२ ॥ 
अग्नि-शस्त्र के घट्टन और धारण का मुहर्त । 
विशाखाङृत्तिकापूवां मधाश्लेषाश्विनीमृगे । 
मूलाद्वामरणीज्येष्ठा सजीवे क्रवासरे ॥ १ ॥ 
घट्टनं धारणं प्रोक्तं व ्विश्रस्य शोमनम्‌ ॥ 
विशाखा, कृत्तिका, पूर्वा, मघा, आश्लेषा, मृगशिरा, मूल, 
आर्द्रा, भरणी और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में बृहस्पतिवार, रविवार, 
मङ्गलवार ओर शनिवार इन वारों में अग्नि-शस्त्र बनाना और 
धारण करना शुभदायक होता है ॥ १-२ ॥ 
शिकार खेलने का मुहूतं । 


आश्‍्लेषामरणीज्येष्ठापृवांद्रास्वातिमूलकेः । 
विशाखायां च पापेऽह्नि यायादाखेटकं नृपः ॥ १ ॥ 
आश्लेषा, भरणी, ज्येष्ठा, तीनों पूर्वा, आर्द्रा, स्वाती, मूल और 
_ विशाखा इन नक्षत्रों में, पाप-वारों में अर्थात्‌ रविवार, भौमवार और 
_ शनिवार में राजा को शिकार खेलना शुभदायक होता है ॥ १ ॥ 








मुहुतेप्रकरण । | १२१ 
भूमि में धन स्थापित करने का मुहूतं । 
घनिष्ठोफाविशाखाख्ये पर्वाषादामिधे ऽनत्यमं । 
रोहिण्यां च निधेमूमो स्थापनं शुममीरितम्‌ ॥ १ ॥ 
धनिष्ठा, उत्तराफल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़, रेवती और 
रोहिणी इन नक्षत्रों में भूमि में द्रव्य स्थापित करना शुभ है ।।१॥ 
बाणिज्य का मुहूर्त । 


अनुराधोत्तरापुष्ये रेवतीरोहिणीम्रगे । 
हस्तचित्राश्विभे कुयाद्राणिज्यं दिवसे शुभे ॥ १ ॥ 
अनुराधा, तीनों उत्तरा, पुष्य, रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, 
हस्त, चित्रा और अश्विनी इन नक्षत्रों तथा शुभ वारों में वाणिज्य 
का मुह॒त शुभ है ॥ १॥ 
धर्म-क्रिया का मुहूर्त । 
र्म क्रियामित्रमृगान्त्यचित्रा- 
श्रृतित्रयस्वात्यदितो कराश्वे । 
पुष्ये च सौम्येषु दिनेषु शस्ते- 
त्याहुमूहृतांगमकोविदेन्द्राः ॥ १ ॥ 
अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, 
स्वाती, पुनवंसु, हस्त; अश्विनी और पुष्य इन न क्षत्रों में तथा 
शुभ वारों में धामिक कृत्य करना शुभ हैं। यह मुहृतँविशारदो का 
निश्चय है ॥ १॥ 


जुलाब आदि का मुहूर्त । 


स्तत्रयेऽश्विनीधुष्ये शते गेहिणीदये । 
श्रवणे चानुराधायां ज्येष्ठायाँ रक़्मोक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 








१२२ बृहज्ज्योतिःसार सं० । 


गरुमोमार्कवारेषु कायं शुमतिथो तथा । 

विरेको वमनं शुके चन्द्रे चेवोक्कभादिषु ॥ २ ॥ 

हस्त, चित्रा, स्वाती, अश्विनी, पुष्य, शतभिष, रोहिणी, 
मृगशिरा, श्रवण, अनुराधा और ज्येष्ठा इन न क्षत्रों में रक्तमोक्षण 
अर्थात्‌ फ़स्त खोलना शुभ है । गुरु, भौम और रविवार तथा शुभ 
तिथि हो और वमन (उलटी) करना व जुलाब लेना पूर्वोक्त 
नक्षत्रों में तथा शुक्रवार और सोमवार के दिन शुभ हैं ॥ १-२ ॥ 


मिलाप का मुहूर्त । 


` अनुराधामधापुष्ये तिथ्यद्धें तेतिलामिधे । 
लग्ने सद्दष्टिगजट्टम्यां द्वादश्यां सन्धिरिष्यते ॥ १ ॥ 
अनुराधा, मघा और पुष्य नक्षत्र तथा तैतिल करण में मिलाप 
करना शुभ है । अष्टमी और द्वादशी तिथि शुभ है। लग्न पर 
शुभग्रहों की दृष्टि होना चाहिए ॥ १ ॥ 
कथाप्रारम्भचक्र-विचार । 
वेदाब्धिवेदश्रृतिवेदवेद- 
फलं गुरोभाद्गुएमेव गण्यम्‌ । 
अर्थश्च लामश्च तथा च सिद्धि- 
लामो मृतीराजमयं च मोक्षः ॥ १ ॥ 
कथाएम्मं प्रकुर्वीत प्रोकं पूर्वैमहषिमिः ॥ २ ॥ 
बृहस्पति के नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक कथारम्भ-चक्र का 
विचार करना चाहिए । प्रथम चार नक्षत्र अथ के देनेवाले, फिर 
चार नक्षत्र लाभप्रद, फिर चार नक्षत्र सिद्धि के देनेवाले, ऐसे ही 


चार नक्षत्र लाभप्रद, चार नक्षत्र मृत्युका रक, चार नक्षत राज्यभय 


RS, 8 7 7+«-२+ 








मुहतप्रकरण । १२३ 


"५ को देनेवाले और तीन नक्षत्र मोक्ष को देनेवाले हैं। यह 
 कथारम्भ-चत्र पूर्वाचार्यो ने कहा है ॥ १-२ ।। 





कथारम्भन्चक्र । 
| ४ 4 VMS | ¥ Y [3 षः 
अथं | लाभ | सिद्धि | लाभ | मृत्यु | राजभय | मोक्ष । फल 





नगाड़ा मृदङ्ग आदि के बजाने का मुहूतं । 


हस्तत्रयेऽनुराघाऽनत्ये पुनवंसुयुगे ऽश्विभे । 
श्रवत्रयमग ऽके ऽह्नि शुभे परणाजयासु च ॥ १ ॥ 
_ शुभे दुन्दुमिभेयांदिकरवाद्यं समीरितम्‌ । 

वंश्याद्यं मुखवाद्यं तु पूर्वेष्वेव समीरितम्‌ ॥ २ ॥ 

हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, रेवती, पुनर्वसु, पुष्य, 

अश्विनी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष और मृगशिरा इन नक्षत्रों में, 
रविवार समेत शुभ दिनों में, नगाड़ा व नफ़ीरी, मृदंग तथा 
वंशी इत्यादि बाजा बजाना शुभ है । पूर्णा ५।१०।१५ 
और जया ३।८।१३ ये तिथियाँ शुभ हैं ॥ १-२ ॥ 


शान्तिक-पौष्टिक कमं का मुहूर्त । 
पुनवसुद्धये स्वातीत्र्युत्तरे श्रवणत्रये । 
रेवतीदवितये हस्ते ऽनुराधारो हिणीद्रये ॥ १ ॥ 
शान्तिकं पोष्टिक कर्म पुण्याहे कीतितं बुध; ॥ २ ॥ 
पुनवंसु, पुष्य, स्वाती, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, 


रेवती, अश्विनी, हस्त, अनुराधा, रोहिणी और मृगशिरा इन 
नक्षत्रं में शान्तिकमे और पुष्टिकर्म करना शुभ है। पुण्यदिन संक्रान्ति 





१२४ ब्रहज्ज्योति:सार स० । 
इत्यादि -तथा युगादि, मन्वादि तिथियों में इन कर्मा का करना 
श्रेष्ठ हे ॥ १-२ .।॥। 

वीर, वेताल आदि के साधन का मुहूत । 
मधादामरणीमले मृगेऽङ्गे सदूबुधे गते । 
शद्धाष्टमे भृगो तूये वीरवेतालसाधनम्‌ ॥ १ ॥ 


मघा, आर्द्र, भरणी, मूल और मृगशिरा इन नक्षत्रों में 


तथा शुभग्रहों की लग्न हो और उसमें बुध बेठा हो, आठवां 


स्थान शुद्ध हो और चौथे शुक्र हो तो वीर, वेताल आदिका 
साधन शुभ है ॥ १ ॥ 
मन्त्र, यन्त्र, व्रत आदि का मुहूर्त । 
उफाहस्ताश्विनीकर्णविशाखागमेऽहनि । 
शुभे सूर्ययुते शस्तं मन्त्रयन्त्रत्रतादिकम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तराफाल्गुनी, हस्त, अश्विनी, श्रवण, विशाखा और 
मृगशिरा इन नक्षत्रों में तथा रविवार के सहित शुभ दिनों मे 
मन्त्र, यन्त्र और व्रत आदि का साधन शुभ है॥ १॥ 
रजस्वला स्त्री के स्नान का मुहूत । 
ज्येष्ठानुराधाकररोहिणीषु _ 
स्वातीधनिष्ठासु मृगोत्तराखु । 
रजोवतीस्नानविधि प्रकुयो- | ७ 
च्छुभस्य वारे च शुभे तिथों च ॥ १ ॥ 
ज्येष्ठा, अनुराधा, हस्त, रोहिणी, स्वाती, धनिष्ठा, मृगशिरा 
और तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में और शुभ वार तथा शुभ तिथि 
में रजस्वला स्त्री का स्नान शुभ है ॥ १ ॥ 





मुह्रतप्रकरण । १२५ 


गर्भाधान का मुहूतं । 


म्ृगानुराधाश्रतिरोहिणीष 
हस्तोत्तरास्वातिवसो शतक्ष । 
विहाय षष्ठीं शुभवासरेषु 
गर्भस्य चाधानविधि प्रकुयात्‌ ॥ १ ॥ 
शुभे त्रिकोणकेन्द्रस्थे पापे षष्ठे त्रिलाभगे । 
पुत्रकामः स्रियं गच्छन्नरो युग्मासु रात्रिषु ॥ 
मृगशिरा, अनुराधा, श्रवण, रोहिणी, हस्त, तीनों उत्तरा. 
स्वाती, धनिष्ठा, शतभिष ये नक्षत्र और छठ को छोड़कर शेष 
शुभ तिथि तथा शुभ दिन गर्भाधान में शुभ हैं । शुभ ग्रह केन्द्र 
१।४।७।१० व त्रिकोण ९।५ में हों, पापग्रह तीसरे. 
छठे, ग्यारहवें हों तो रजोधमे के दिन से युग्म अर्थात्‌ सम रात्रि 
में पुत्र की कामना वाला पुरुष स्त्रीप्रसंग करे ।। १-२ ।। 
सीमन्त-पुंसवन-कमं मुहृतं । 
आद्वांत्रयं भाग्ययुग्मं मृगपूषाश्चातः करः । 
मूलत्रये गुरुः सूये भोमे रिक्कां विना तिथिः ॥ १ ॥ 
आद्ये दये त्रये मासे लग्ने कन्याष स्थिरे । 
चापे पुंसवनं कुयात्सीमन्तं चाष्टमे तथा ॥ २ ॥ 
आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, मृगशिरा, 
रेवती, श्रवण, हस्त, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ़ ये नक्षत्र सीमन्त 
किवा पुंसवन कार्यं में शुभ हैं गुरुवार, रविवार तथा मङ्गलवार 
शुभ है । रिक्ता तिथि वर्जित है। पहला दूसरा और तीसरा महीना 
गभं से पुंसवन में शुभ है । कन्या, मौन तथा स्थिर लग्न २।५। 





१२६: .-। बृहज्ज्योति:सार स० । 

८।११ शुभ हैं और धनु लग्न भी शुभ है । सीमन्त-कर्म गर्भ £ 

से आठवें महीने में शुभ है ॥ १-२ ॥ | 
अन्य-मत से सीमन्त-पुंसवन कमं-मुहृतं । 


रवीज्यमोमे करमूलपुष्ये 
_ श्रोत्रेऽदितो पुंसवनं गृगक्षे । 
चरेषडको्टतिथीन्‌ विहाय . 
सीमन्तकमाष्टमषष्ठमासे.॥ १ ॥ 
रविवार, बृहस्पतिवार और मङ्गलवार तथा हस्त, मूल, पुष्य, 
श्रवण, पुनवेसु और मृगशिरा इन नक्षत्रों में पुंसवन शुभ है । छठ, 
द्वादशी तथा अष्टमी तिथियाँ वर्जित हैं। छठे और आठवे महीने में 
सीमन्त-कमं शुभ है । नक्षत्रादि पुंसवन के जानना चाहिए । १॥ 


जातकमं-मुहृतं । 
तजातकमादि शिशोविधेयं हि 
पवाख्यरिक्रोनतिथौ शुभेऽहि । 
एकादशे द्रादशकेऽपि घ्ने ` + 


` मृदुभ्रवक्षिप्रचरोडुषु स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
बालक का जातकमं पूर्वोक्त पर्व व रिक्ता तिथि में वजित है। । 
शुभ दिन हो और जन्म से ग्यारहवां-बारहवां दिन और मृदुसंज्ञक- | 
मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा; ध्रुवसंज्ञक-तीनों उत्तरा और | 
रोहिणी; क्षिप्रसंज्ञक-हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ और ` 
चरसंज्ञक-स्वाती, पुनर्वंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष इन नक्षत्रों 
में शुभदायक है ॥ १ ॥ 








वि सातामा | १२७ 





प्रसुता-स्नान-मुहतं । | 
हस्ताश्‍विनीत्र्युत्तररोहिणी षु 
मृगानुराघापवनान्त्यमेषु । 
स्नायालसूता गुरुमानुमोमे ` 
त्यक्त्वा हरेवासरमष्टषष्टीम्‌ ॥ १ ॥ 
हस्त, अश्विनी, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा, 
स्वाती और रेवती ये नक्षत्र तथा गुरुवार, रविवार और मङ्गलवार 
प्रसूतास्नान में शुभ हैं । द्वादशी, अष्टमी और छठ ये तिथियाँ 
वर्जित हैं ॥ १॥ 
अन्य-मत से प्रसुता-स्नांन-मुहुर्त । 
पोष्णप्रुवेन्दुकवातहयेष सूती- 
स्नानं समित्रभरीज्यकुजेष शस्तम्‌ । 
ाद्रत्र विक 
ट्र्नसारिवसुपटविरिक्रतिथ्याग्‌ ॥ १ ॥ 
रेवती, धुवसंज्ञक-तीनों उत्तरा और रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, 
स्वाती, अश्विनी, अनुराधा ये नक्षत्र तथा रविवार, ब्रहस्पतिवार 
और मङ्गलवार प्रसूता के स्नान में शुभ हैं । आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, 
श्रवण, मघा, भरणी, विशाखा, कृत्तिका, मूल और चित्रा वर्जित हैं। 
बुध और शनिवार तथा अष्टमी, छठ, द्वादशी और रिक्ता ये 
वर्जित हैं॥ १॥ | 





दत्तक-पुत्र लेने का मुहूतं । 
हस्तादिपञ्चकमिषम्बसुपुष्यमेष ur de 
सूयक्षमाजगुरुमागववासरेंषु । 


६ 
याया क क 





त $१ ४2०४५4 ॥त.५॥₹९ No | 


सिहे वृषे मवति दत्तसुतग्रहो श्यम्‌ ॥ १ ॥ 
हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, अश्विनी, धनिष्ठा 
और पुष्य ये नक्षत्र, रविवार, मङ्गलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 
ये वार दत्तक-पुत्र लेने में शुभ हें । रिक्ता तिथि ४।९।१४ व 
कुंभ और वृश्चिक लग्न ये वजित हैं और सिंह तथा वृष लग्न 
शुभ हैं ॥ १॥ 
नामकरण-मुहुतं । 
चित्रानुराधासृगरेवतीषु | 
वात्र्यश्चिनीःयुत्तरहस्तपुष्ये । 
पुनवसो च श्रवणत्रिके 
बुघाकचन्द्रेज्यसितेषु नाम ॥ ? ॥ 
चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, रोहिणी, अश्विनी, तीनों 
उत्तरा, हस्त, पुष्य, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिष इन 
नक्षत्रों और बुधवार, रविवार, चन्द्रवार, बृहस्पतिवार और 
शुक्रवार इन वारों में बालक का नाम रखना शुभ है ॥ १ ।| 
_ जल-पूजा-मुहतं । 
मूलादितिद्वयं ग्राहय श्रवएश्च मृग: करः । 
जलवाप्यचेने हेयाः शुक्रमन्दाक॑मूमिजाः ॥ ? ॥ 
मूल, पुनवंसु, पुष्य, श्रवण, मृगशिरा और हस्त इन नक्षत्रों में 
प्रसूता स्त्री को जल-पूजा शुभ है । शुक्रवार, शनिवार, रविवार 
और मङ्गलवार वर्जित हैं ॥ १ ॥ 
अन्य-मत से जल-पुजा-मुह॒तं । 


` कवीज्यास्तचेत्राधिमासे न पोषे 
जलं पूजयेत्सूतिकामासपूतों । 











मुहते प्रकरण । १२१, 
ब॒थेन्द्रिञ्यवारे विस्क्ति तिथां हि 
श्रुतीज्यादितीन्द्रकनेक्रस्यमत्रे ॥ १ ॥ 
शुक्र और बृहस्पति का अस्त, चेंत्रमास, मलमास तथा पौष- 
मास जल-पूजा में वर्जित हैं । बालक के जन्म से पूरे मास में जल- | 
पूजा शुभ है । बुधवार, चन्द्रवार और गुरुवार शुभ हें । रिक्ता 
४ । ९ । १४ तिथियाँ वर्जित हैं । श्रवण, पुष्य, पुनवंसु, मृगशिरा, ` 
हस्त, मूल और अनुराधा इन नक्षत्रों में जल-पूजा शुभ है॥ १ ॥ 
बालक-निषकाशन-मुहृतं । 
मेत्रत्रये हरिद्वन्दे विधिद्रन्द्रेऽदितिद्रये । 
स्वातिहस्तोत्तराषादप्ूवो येमहयेषु सत्‌ ॥ ? ॥ 
सिंहत्रये घटे लग्ने मासयोखिचत॒थयो: । 
यात्रातिथों च निष्काश्यः शिशर्नेवाकिमोमयोः ॥ २ ॥ 
अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, मृगशिरा, 
पुनर्वसु, पुष्य, स्वाती, हस्त, उत्तराषाढ़, तीनों पूर्वा, उत्तरा- 
फाल्गुनी, अश्विनी, इन नक्षत्रों में बालक का निष्काशन शुभ है । _ 
सिह, कन्या, तुला और कुम्भ ये लग्न शुभ हैं । जन्म से तीसरा, 
चौथा महीना हो और यात्रा की तिथि हो अर्थात्‌ २। ५। ७ | 
१०।११।१३ और कृष्णपक्ष को प्रतिपदा भी श्रेष्ठ है । 
शनिवार और मङ्गलवार वर्जित हैं ॥ १-२ ॥ 
अन्य-मत से निष्काशन तथा दोलारोहण-मुहूतं । 
३२ (१२१६१८ दिग्पितवास १७ | 
दन्ताकमूप - पृतिदिग्मितवासर स्या- 
रारे शुमे मृढुलघुप्रवमेः शिशूनाम्‌ । 
दोलाघिरूदिस्थ निष्क्रमणं चतुथ- 
मासे गमोक्गसमये-5्क मितेऽह्वि वा स्यात्‌ ॥ १ ॥ 








१३० बृहज्ज्योति:सार स० । 


जन्म के दिन से बत्तीसवां, वारहवाँ, सोलहवाँ, अठारहवां और 
दसवां दिन, बालक को झूला झुलाने में शुभ है । मृदुसंज्ञक-- 
मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, लघुसंज्ञक--हस्त, अश्विनी, 
पुष्य, अभिजित्‌ और ध्रुवसंज्ञक नक्षत्र--तीनों उत्तरा और रोहिणी 
शुभ हें । बालक का निष्काशन (वाहर निकालना) चौथे महीने 
या यात्रा के मुहुत में या बारहव दिन शुभ है ।। १॥ 


दोलारोहण-चक्न । 


दोलारोहे.ऽकभात्पञ्चशरपञ्चषुमप्षभेः 

नरुज्यं मरणं काश्य व्याधिः सोस्यं क्रमाच्छिशोः ॥ ?॥ 
सूर्य के नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक झला के चक्र का विचार 

करे । प्रथम पाँच नक्षत्रों का फल नीरोगकारक है, फिर पाँच 

मरणप्रद हैं । इसी प्रक्रार पाँच में कृशता, पाँच में व्याधि और 

सात नक्षत्रों में सुख होता है ॥ १ ॥ 


दोला-चक्र । 









| कृशता | व्याधि | सुख 


स्त्री-पुरुषों की कार्य के भद से चन्द्रमा की शद्धि । 
विवाह गमसंस्कारे चन्द्रशुद्धिः स्रिया अपि । 
भूषाम्बरादिकायेंषु भतुशचेवेन्दवं बलम्‌ ॥ १ ॥ 
विवाह-संस्कार और गर्भ संस्कार इन कार्यो में चन्द्रबल स्त्री की 
राशि से लेना चाहिए और भूषण, वस्त्र आदि के धारण करने में 
पुरुष की राशि से चन्द्र-बल विचारना चाहिए ॥ १ । 











MMSE RR te 


ani, « 








मुहृतप्रकरण । १३१ 
ताम्ब्ुल-भक्षण-मुहृतं । 


वारे भामाकहीन प्रुवमृदुलघुभेविष्णुमूलादितीन्द्र 
स्वातीवस्वम्बुपेतमिथनमृगसुताकुम्मगोमीनलग्ने । 
साम्य; केन्द्त्रिकोएं: शुभगगनगतेः शत्रुलामत्रिसंस्थे 
म्ताम्बूलं साद्धमासद्रयमितसमये प्रोक्कमन्नाशने वा ॥ १॥ 

मङ्गलवार ओर शनिवार को ताम्बूल खिलाना वर्जित है । ध्रव, 
मृदू और लघसंज्ञक नक्षत्र तथा श्रवण, मूल, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, स्वाती, 
धनिष्ठा और शतभिष ये नक्षत्र शुभ हैं मिथुन, कन्या, कुम्भ 
वृष तथा मीन ये लग्न शुभ हैं । शुभग्रह केन्द्र १। ४ | ७ । १०. 
त्रिकोण ९ । ५ में हो और पापग्रह दशवे, छठे, ग्यारहवे और 
तीसरे हो तो जन्म से अढाई महीना में ताम्बूल का भक्षण शुभ 
ठै, अथवा अन्नप्राशन के दिन करे ।। १ ॥ 

बालक को पृथ्वी पर बठाने तथा करधनी बांधने का मुहूर्त । 


पृथ्वी वराहममिपूज्य कुज विशुद्ध 
5रिक्‍्ते तिथी त्रजति पञ्चममासि बालम्‌ । 
वध्वा शुम द्वि कटिसूत्रमथ प्रुवन 
ज्येष्ठक्षेमत्रलघुभरुपवशयेत्को ॥ ? ॥ 
पृथ्वी ओर वाराह की पूजा करके अपनी राशि से गोचरोक्त 
मङ्गल शुद्ध हो, रिक्ता तिथि न हो, जन्म से पाँचवाँ महीना हो, शुभ 


दिन हो और धुवसंज्ञक नक्षत्र मृगशिरा, ज्येष्ठा, अनुराधा और 
लघुसंज्ञक ये नक्षत्र हो तो बालक के कटिसूत्र अर्थात करधनी वांधे 


और पृथ्वी पर बिठावे ॥ १॥ 


१--तीती उत्तरा और र हिणी । २>-म्रग शिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा 
हस्त, अश्‍विनी, पुष्य और अभिजित्‌ । 








१३२ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
अन्नप्राशन का मुहत । 


रिक्रानन्दाएदशं हरिदिवसमथो सोरिभोमाकवारान 
लग्नं जःमक्षलग्नाष्रमगृहलवगं मीनमेषालिक च | 
हित्वा पष्टात्समे मास्यथ हि प्रगरशां पञ्चमादोजमामे 
नक्षत्रेः स्यात्स्थिराख्येः सम्रदलघुचरेवोलकान्नाशनं सत्‌ 
केन्द्रत्रिकोणसदृरजंष शमः खशुद्धे 
लग्ने त्रिलाभरिपुगेश्च वदन्ति पापे: ! 
लग्नाष्टपषरहितं शशिनं प्रशस्तं 
मेत्राम्ब॒पानिलजनुभमसञ्च केचित्‌ ॥ २ 


रिक्तातिथि ४ । ९ । १४, नन्दा १।६।११, अष्टमी, 
अमावस, द्वादशी. रविवार, मङ्गलवार और जन्मलग्न, जन्मराशि 
से आठवां लग्न, आठवां नवमांश मीन, मेष, वृश्चिक लग्न ये संपूर्ण 
अन्नप्राशन में वर्जित हैं छठे महीने से सम महीना म अर्थात्‌ 
छठे, आठवे, दशवे इत्यादि में लड़के का अन्नप्राशन करे । कन्या 
का अन्नप्राशन पाँचव महीने से विषम महीनों में अर्थात्‌ पाँचव. 
सातवें, नवे इत्यादि में करे । स्थिरसंज्ञक, मृदुसंज्ञक, लघुसंज्ञक, 
चरसंज्ञक ये नक्षत्र शुभ हैं॥ १॥ केन्द्र १।४।७।१० व त्रिकोण 
९ । ५ व तीसरे शुभग्रह हों और दशवे कोई ग्रह न हो तथा 
पापग्रह तीसरे, ग्यारहवें, छठे हों और चन्द्रमा छठ, आठवें न हो 
अनुराधा, शतभिष स्वाती व जन्म का नक्षत्र किसी आचाय के 
मत से अशुभ हैं । दूसरे वचन से पाँचव स्थान में क्षीणचन्द्रमा 
अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की दशमी से अमावस तक अन्नप्राशन में 
वर्जित हैं | २ ॥ 





मुहृतंप्रकरण । १३३ 


कर्ण वेध का मुहत । 


हित्वेतांश्चत्रपोभावमहरिशयनं जन्ममासं च रिक्गां 
युग्माब्दं जन्मताराम्रतुमुनिवसुभिः संमिते मास्यथो वा । 
जन्माहात्सूर्यभूपेः परिमितदिवमे ब्ञेज्यशुक्रन्दुवारे5- 
थौजाब्दे विष्णुयुग्मादितिमदलघुभेः कणवेधः प्रशस्तः ॥ 
संशुद्धे म्रतिभवने त्रिकोणकेन्दर- 
त्र्यायस्थेः शुभखचरेः कवीज्यलग्ने । 
पापाख्येररिसहजायगेहसंस्थे- 
लग्नस्थे त्रिदशगुरो शुभावहः म्यात्‌ ॥ २ ॥ 


चेत्रमास, पौषमास तथा अवम तिथि अर्थात्‌ तिथि की हानि, 
हरिशयन अर्थात्‌ आषाढ सुदी एकादशी से कात्तिक शुक्ल एकादशी 
तक, तथा जन्म का महीना व रिक्तातिथि ये समस्त कर्णेवेध में 
वर्जित हैं । युग्मवर्ष अर्थात्‌ जन्म से दूसरा, चौथा, छठा इस क्रम 
से युग्मवर्ष भी वर्जित हैं । जन्म तारा वाजित है । जन्म से छठवां, 
सातवाँ और आठवां महीना शुभ है । जन्म से बारहवें, सोलहवें 
दिन भी शुभ हैं तथा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और चन्द्रवार 
शुभ हैं। ओजवर्ष अर्थात्‌ पहला, तीसरा, पाँचवाँ श्रेष्ठ हैं । 
श्रवण, धनिष्ठा, पुनर्वसु, मृदुसंज्ञक और लघुसंज्ञक इन नक्षत्रों में 
कर्णवेध शुभ है । लग्न से आठवे कोई ग्रह न हो, त्रिकोण ९ । ५ 
न्द्र १।४।७।१०, तीसरे, ग्यारहवं शुभग्रह हों और शुक्र, 
बृहस्पति का लग्न हो अर्थात्‌ वृष, तुला, धन, मीन ये लग्न हों 
और पापग्रह छठं, तीसरे और ग्यारहवें हों, लग्न में बृहस्पति हो 
तो कर्णवेध शुभ है ।॥ १-२ ॥ 





१३४ वृहज्ज्यातिःसार सऽ । 
मुण्डन का मुहूर्त । 


चडावर्षात्ततीयास्रभत्रति विषमे शक रिक्वाद्यपट्ठी 
पर्वोनाहे विचेत्रोदगयनसमये ज्ञन्दुशक्रज्यकानाम्‌ । 
वारे लग्नांशयोश्व स्वभनिधनतनो नेथने शुद्धि युक्त 
शाक्रोपेतेविमेत्रेमँदुचस्तघु भेरायपटजिस्थपापे: ॥ ¦ ॥ 
पञ्ममासाधिके मातुर्गभे चोलं शिशोन सत्‌ । 
पञ्चवपाधिकस्पेष्टै गमिण्यामपि मातरि ॥ २ ॥ 
तारादोध्य <ब्जे त्रिकोणोचगे वा 
क्षोरं सत्स्यात्‌ सोम्यमित्रस्थवग । 
मौम्येमे जे शोभने दृष्टतारा 
शस्ता ज्ञेया क्षोस्यात्रादिकृत्ये ॥ ३ ॥ 
ऋतुमत्या: मृतिकायाः सूनोश्चोलादि नाचरेत्‌ । 
ज्येष्ठापत्यस्य न ज्येष्ठे केश्तरन्मागेऽपि नेष्यत ॥ 2 ॥ 
विषम वर्ष में मुण्डन श्रेष्ठ है अर्थात्‌ पहले, तीसरे, पांचव इस 
क्रम से विषम वर्ष जानिए । अष्टमी, दादशी, रिक्ता ४ । ९ । १४, 
परीवा और छठ पूर्वोक्त पर्व व चेत्रमास ये वाजित हँ । उत्तरायण 
सूय शुभ हैं । बुधवार, चन्द्रवार, शुक्रवार तया बृहस्पतिवार शुभ है। 
जन्म की लग्न व जन्म की राशि से आठवाँ लग्न वजित है। आठवां 
गृह शुद्ध हो अर्थात्‌ कोई ग्रह न होय । ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त और 
अनुराधा नक्षत्र के विना मृदुसज्ञक, च रसंज्ञक, लघुसंज्ञक नक्षत 
शुभ हैं । पापग्रह ग्यारहव, छठे और तीस रे शुभ हैं। जिस बालक 
की माता के पाँच महीना से अधिक का गर्भ हो उस बालक का 
मुण्डन वजित है । जो पांच वर्ष से बालक अधिक हो तो मुण्डन 








© 


मुहतेप्रकरण । १३५ 


श्रेष्ठ है तथा गभं का दोष नहीं है। जो तारा दुष्ट हो और 
चन्द्रमा त्रिकोण ९ । ५ व उच्च अर्थात्‌ वृष का हो तो तारा का 
दोष नहीं है । अथवा चन्द्रमा शुभग्रह के पड्वर्ग में हो व 
मित्र के षड्वग में हो व शुभग्रह की राशि में हो तो दुष्ट तारा 
भी मुण्डन, यावा आदि कर्मो में शुभ है। बालक को माता 
रजस्वला हो तो बालक का मुण्डन अशुभ है । जो आदि-गभं 
का बालक हो तो ज्येष्ठमास में मुण्डन अशुभ है । कोई आचाय 
कहते हैं कि आदिं-गर्भ का बालक हो तो अगहन में मुण्डन 
वाजत हे ॥ १-३ ॥ 
पि नित्यक्षौर का मुहूर्त । 
क्षोरे प्राणहरास्त्याज्या मघा मेत्रं च रोहिणी । 
उत्तरा कृत्तिका वारा भानुभोमशनश्‍चराः ॥ १॥ 
रिक्का हेयाष्ट्मी पष्ठी क्षोरे चन्द्रक्षयो निशा । 
सन्ध्याविष्ट्यन्तगण्डान्तो भोजनान्तश्च गोगृहम्‌ ॥ २॥ 
मघा, अनुराधा, रोहिणी, तीनों उत्तरा और कृत्तिका ये नक्षत्र 
रविवार, मङ्गलघार तथा शनिवार ये दिन नित्य-क्षौर अर्थात्‌ 
हजामत बनाने में वर्जित हैं रिक्ता तिथि ४ । ९। १४, अष्टमी, 
छठ, अमावस, रात्रि, सन्ध्या, भद्रा, गण्डान्त और भोजन के 
पीछे तथा गोशाला में क्षौर-कर्म वाजित है ।। १-२ ॥ 
अन्य-मत से क्षौर का मुहूतं । 
पुष्ये पोष्णे चरश्विनीष्वेन्दवे च 
शाक्रे हस्ताद्ये त्रिके भेष्वदित्य: । 
७७) & 2 ९. 
क्षोर काय वेष्णवादित्रये च 
हित्वा भोमादित्यपातड्रिवारान्‌ ॥ १ ॥ 





1 आफ्नि “आम ३आ आन... 
१३६ वृहज्ज्योति:सार स० । 


आज्ञया नरपतेद्धिजन्मनां दाहकमग्रतसूतकेषु च । 
बन्धमोक्षमखदीक्षणेषु च क्षोरमिष्टमखिलेषु तुष्टिदम्‌ ॥ २ ॥ 
पुष्य, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, 
पुनवंसु, धनिष्ठा और शतभिष, इन नक्षत्रों में क्षौरकर्म शुभ हैं । 
रविवार, भौमवार तथा शनिवार वर्जित हैं। राजा व ब्राह्मण 
की आज्ञा मानकर क्षौरकर्म शुभ है। दाहकर्म में, सूतकान्त में, 
बन्दीखाने से छटने में, यज्ञ में और दीक्षा में क्षौरकर्म शुभ है । 
अर्थात्‌ मुहत के देखने की आवश्यकता नहीं ।। १-२ ॥ 
अक्षरारम्भ का मुहूतं । 
गणेशविष्णुवाग्रमाः प्रपूज्य पञ्चमान्दके 
तिथौ शिवाकदिकद्विषट्शरत्रिकं खावुदळू । 
लघुश्रवोऽनिलान्त्य भादितीशतक्षमित्रभं 
चरोनसत्तनो शिशोलिपिग्रहः सतां दिने ॥ ? ॥ 


गणेश, विष्णु, सरस्वती और लक्ष्मी का पूजन करकं पञ्चम 
वर्ष में अक्षरारम्भ शुभ है । एकादशी, द्रादशी, दशमी, द्वितीया 
छठ, पञचमी और तीज ये तिथियाँ शुभ हें । उत्तरायण सूय हा 
लघसंज्ञक नक्षत्र व श्रवण, स्वाती, रेवती, पुनवसू, चित्रा और 
अनुराधा ये नक्षत्र शुभ हैं। ऐसे शुभ दिनों में वालक लिखना 
प्रारम्भ करे । चरसंज्ञक लग्न १। ४। ७ । १० वर्जित हैं॥ १।। 


विद्यारम्भ का मुहूत । 
मृगात्कराच्छ तित्रयेऽश्विमूलषविकात्रये 
गुरुद्रयेऽकजीववित्सितऽह्नि पडशरत्रक 
शिवाकदियदिके तिथी प्रवान्त्यमित्रभ पर: 
शुभेरधो तिरुत्तमा त्रिकोणकेन्द्रगः स्ता ॥ १॥ 








मुहृतेप्रकरण । १३७ 


मृगशिरा, आर्द्रा, पुनवंसु, हस्त, चित्रा; स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिष, अश्विनी, मूल, तीनों पूर्वा, पुष्य और आश्लेषा इन नक्षत्रों 
में विद्यारम्भ शुभ है । रविवार, गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार, 
ये दिन शुभ हैं । छठ, पञ्चमी, तीज, एकादशी, द्वादशी, दशमी. 
और द्वितीया ये तिथियाँ शुभ हैं। अन्य आचार्यो के मत से ध्रुवसंज्ञक 
नक्षत्र तथा रेवती व अनुराधा शुभ हैं और शुभग्रह त्रिकोण 
२ । ५ व केन्द्र १।४ । ७ । १० में होने चाहिए ॥ १॥ 

गणितारम्भ का मुर्त । 


शतद्वये ऽनुराधा रोहिणीरेवतीकरे । 
पुष्ये जीवे बुधे कुया्रारम्भं गणितादिषु ॥ १ ॥ 
शतभिष, पूर्वभाद्रपद, अनुराधा, आर्द्रा, रोहिणी, रेवती, हस्त 
और पुष्य इन नक्षत्रों में तथा गुरुवार और बुधवार को गणितारम्भ 
शुभ है॥ १॥ 
व्याकरणारम्भ का मुहूतं । 
रोहिणीपञ्चके इस्तात्पुनभे मृग मे ऽश्विभे । 
पुष्ये शक्रेज्यविद्वारे शब्दशास्त्रं पठत्सुधी; ॥ १ ॥ 
रोहिणी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, पुनवंसु, 
मृगशिरा, अश्विनी और पुष्य, इन नक्षत्रों में शुक्रवार, बृहस्पतिवार 
तथा बुधवार को व्याकरणशास्त्र का पढ़ना आरम्भ करना शुभ 
है॥ १॥ 
न्यायादिशास्त्र के आरम्भ का मुहुतं । 
>युत्तरे रो हिणीपुष्यपुनभें श्रवणे करे । 
अश्विन्यां शतभे स्वाता न्यायशास्रादिकं पठेत्‌ ॥१॥ 
तोनों उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, पुनवंसु, श्रवण, हस्त, अश्विनी, 
शतभिष और स्वाती इन नक्षत्रों में न्यायशास्त्र आदि का पढ़ना 
आरम्भ करना शुभदायक है । 


धर्मशास्त्र तथा पुराणारम्भ-मुहृतं । 
हस्तादिपञ्चके पुष्ये रवतीद्वितये मृगे । 
श्रवत्रये शुभारम्भो धमशास्रपुराएयो; ॥ ? ॥ 
हस्त, चित्रा. स्वाती. विशाखा, अनुराधा, पुष्य, रवती. 
अश्विनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिष, इन नक्षा 
मं ध्र्मशास्त्रारम्भ और पुराणारम्भ शुभ है ॥ १ ॥ 
वेद्य-विद्या तथा गारुडोविद्यारम्भ-मुहृत । 
हस्तत्रय ञ्नुराधायां पुनभं श्रवणत्रये । 
मूले चान्त्येऽश्विनीपुष्ये ज्येष्ठाश्लेषाद्र भं मृग ॥ ? ॥ 
वद्यविद्या कुजे ऽब्जे 5कंज्येष्ठाहीने ऽत्रगारुडी ॥ २ ॥ 
हस्त. चित्रा, स्वाती, अनुराधा, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
मिष, मूल, रेवती, अश्विनी, पुष्य, ज्येष्ठा, आश्लेषा, आर्द्रा और 
मृगशिरा, इन न क्षत्रों में वेद्यविद्या का आरम्भ शुभ है । मङ्गलवार, 
सोमवार और रविवार, ये दिन शुभ हें । ज्येष्ठा के विना इन्हीं 
नक्षत्रों में सर्प-विद्या भी शुभ हे ॥ १-२॥ 
जनविद्यारस्भ-मुहर्त । 
श्रवत्रये मधापूवाऽनुराधारेवतीत्रये । 
पुनभें स्वातिभे सूये शुक्र जेनागमं पठेत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, मघा, पूर्वा, अनुराधा, रेवती. 
अश्विनी, भरणी, पुनर्वसु और स्वाती इन नक्षत्रों में तथा रविवार 
और शुक्रबार को जेन-विद्या का पढ़ना शुभदायक है ॥ १॥ 
| फारसीविद्यारम्भ-मृहत । 


ज्येष्ठाउश्लेषा तथा पूवा रेवतीभरणीद्वये । 
विशाखाद्रोत्तराषादाशतभे पापवासरे ॥ १ ॥ 





मुहतेप्रकरण । १३९ 


लग्ने स्थिरे च चन्द्र च फास्मीमारवी पठेत्‌ ॥ २ ॥ 
ज्येष्ठा, आश्लेषा. तीना पूर्वा. रेवती, भरणी, कृत्तिका, विशाखा. 
आर्द्रा, उत्तरापाढ़ और शतभिप, ये नक्ष शनिवार. म ङ्गलवार और 
रविवार को फारसी तथा अरबी विद्या का आरम्भ शुभ हे ।। १-२।। 
लेखनारम्भ-महृतं । 


शुभ तिथा शुभे वार रवतीयुगले तथा । 
श्रवण चानुराधायां तथेवाद्रादियु त्रिषु ॥ १ 
हस्तादित्रितये कुयाल्लेखनारम्भएं सुधीः ॥ २ ॥ 
शुभतिथि और शुभवारो म लेखनारम्भ शुभ हे । रवती. 
अश्विनी, श्रवण, अनुराधा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा 
और स्वाती, ये नक्षत्र लिखने में शुभ हैं ।। १-२ ॥। 
जन्म-समय में अभक्त-मूल का विचार । 
ज्यष्ठान्त घाटकायुग्मं मूलादा घटिकाद्वयम्‌ । 
अभुक्षमूलमेतत्स्यादित्येव॑ नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ ¦ ।! 
वशिष्ठस्ठु तयोरन्त्याद्ययोरेकद्रिनाडिकम्‌ । 
अङ्गिराघटिकामेकामन्ये पट चाष्ट तत्र तु ॥ २ ॥ 
जातं शिशु त्यजेत्तातो न पश्यद्राष्टहायनम ॥ २ ॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त को दो घडी और मूल के आदि की दो 
घड़ी अभुक्तसंज्ञक मूल होती हैं, यह नारदजी का वचन है। 
वशिष्ठजी कहते हैं कि ज्येष्ठा के अन्त में एक घड़ी और मूल के 
आदि में दो घड़ी अभूक्तसंज्ञक मूल हैं अङ्गिरा ऋषि कहते हैं कि 
ज्येष्ठान्त की एक घड़ी और मूलादि की एक घड़ी अभृक्तसंज्ञक 
मुल हैं। अन्य आचार्यों का तो मत यह है कि ज्येष्ठा के अन्त 


a 


९६ 





की छ: घडी और मूल के आदि की आठ घड़ी अभुक्तसंज्ञक हैं । 
ऐसे योग में बालक उत्पन्न हो तो पिता उस बालक को त्याग दे 
अथवा आठ वर्ष तक बालक को न देखे।१-३॥ 


मूल-संज्ञक नक्षत्रों के चरणों का फल । 


मूलादिचरण तातो द्वितीये जननी तथा । 

तृतीये तु धनं नश्येच्चतुथ हि शुभावहम्‌ ॥ १ ॥ 

मूल के पहले चरण में जन्म हो तो पिता का नाश हो, दूसरे में 
माता का नाश और तीसरे में धन का नाश हो, चौथा शुभ है ॥१।। 


अन्य-मत से चरणों का फल । 


आये पिता नाशमुपेति मूल- 
पादे द्वितीये जननी तृतीये । 
धनं चतुर्थञ्स्य शुभोऽथ शान्त्या 
सर्वत्र सत्स्यादहिभे विलोमम्‌ ॥ १ ॥ 
मूल के पहले चरण में पिता का नाश हो, दूसरे में माता का नाश 
हो, तीसरे में धन का नाश हो, चौथा शुभ है। शान्ति करने से सब 
शुभ हैं । आश्लेषा का विलोम फल होता है अर्थात्‌ पहला शुभ है, 
दूसरे चरण में धन का नाश, तीसरे चरण में माता का नाश 
और चौथे चरण में पिता का नाश होता है ॥ १॥। 


ज्येष्ठा के चरणों का फल । 


आये पादेऽग्रजं हरित ज्येष्ठायामनुजं द्विके । 
तृतीये जननीं जातः स्वात्मानं च तुरीयके ॥ २ ॥ 
ज्येष्ठा के पहले चरण में बड़े भाई का, दूसरे में छोटे 





मुहुतंप्रकरण । १४१ 


भाई का और तीसरे में माता का नाश होता है; चौथे 
चरण में तो बालक स्वयं नष्ट हो जाता है ॥| १॥। 
मुल-वास-विचार । 
माघापादाश्विनो भाद्रपदे मूलं वसेद्दिवि । 
कात्तिके श्रावणे चेत्रे पोषमासे तु भूतले ॥ १ ॥ 
वेशाखे फाल्गुने ज्येष्ठे मार्गे पातालवति तत्‌ । 
भूतले वर्तमाने तु ज्ञेयो दोषोऽन्यथा न हि ॥ २ ॥ 
माघ, आषाढ़, आश्विन (कवार) और भाद्रपद इन महीनों में 
मूल का वास आकाश में; कात्तिक, श्रावण, चेत्र और पोष में 
पृथ्वी पर; वैशाख, फाल्गुन, ज्येष्ठ तथा अगहन में मूल का वास 
पाताल में जानिए। जब पृथ्वी में मूल का वास हो तब दोष करता 
है अन्यथा दोष नहीं होता ॥ १-२ ॥ 
मूल-वास । 


आकाश पृथ्वी पाताल मूल-वास 


OS 


माघ, आषाढ़ | कात्तिक, चंत्र | फाल्गुन, ज्येष्ठ 


° ~ क if स्म 
आश्विन, भाद्र | श्रावण, पौष मार्गशीष, वशाख माल 





बालक के प्रथम दुग्ध-पान का मुहं । 


जातकर्मोक्कनक्षत्रे श्रवणे च पुनवसो । 

त्यकत्वा स्वातीं स्तन्यपानं शुभं प्रोकतं शुभेऽहनि ॥ १ ॥ 
जातकर्म में जो नक्षत्र कहे हैं तथा श्रवण और पुनवंसु में 

बालक को माता का प्रथम दुग्ध-पान कराना शुभ है। स्वाती 

नक्षत्र वजित है तथा शुभ दिन अवश्य हो ॥ १॥ 


१४२ वृहज्ज्योतिःसार सऽ । 
सूतिका को काढ़ा देने का मुहूतं । 

भेषज्यगदिते थिष्ण्ये वारे दुर्योगवर्जिते । 
आरोग्यहेतव काथः सूतिकायाश्च तच्छिशोः ॥ १ ॥ 

जो नक्षत्र तथा वार भैषज्य अर्थात्‌ दवा के खाने में कहे हें, 
उनमें सूतिका स्त्री को काढ़ा देना शुभ है । दुर्योग वजित करे । 
इसी मुह॒तं में वालक को भी आरोग्य के लिये काढ़ा इत्यादि 
देना चाहिए ॥ १॥। 

सूतिका के पथ्य का मुहूतं । 

अन्नाशनोक्रनक्षत्रे शुभाहे सांशुमालिनि । 
हित्वा रिक्कां च दुर्योगं सूतिकापथ्यमीरितम्‌ ॥ १ ॥ 

जो नक्षत्र अन्नप्राशन में कहे हैं उनमें सूतिका स्त्री को पथ्य 
देना शुभदायक है । रविवार के समेत शुभदिन होना चाहिए । 
दुष्टयोग व रिक्ता तिथि वजित हैँ ॥ १ ॥ 

लिद्भाण्डच्छेदन मुहूतं । 

नराश्ववृषभादीनां लिङ्गाणउच्छेदनं मतम्‌ । 
ग्रकोरेज्यान्त्यपुष्याकस्वातीन्दुश्र्तिवासवेः ॥ १ ॥ 

मनुष्य, घोड़ा, वृष आदि का लि ङ्गाण्डच्छेदन मुहूत यवनशास्त 
के मत॑ से विचारें। रविवार, मङ्गलवार व गुरुवार तथा रेवती, 
पुष्य, हस्त, स्वाती, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा ये नक्षत्र और 
वार शुभ हैं ॥ १॥ 

फारसी की शभाशुभ तारीखों का विचार । 


तृतीया तथेवाष्टमी विश्वसंख्या 
तथाष्टादशी च त्रयोविशतिश्च । 





मृहृतेप्रकरण । १४३ 


तथेवाष्टविशत्तरीखा निषिद्धा 


सदा यावनेः शास्रविटिः प्रदिष्टा ॥ ? ॥ 
फारसी मास की तीसरी, आठवीं, तेरहवीं, अठारहवीं, तेईसवीं 
और अट्ठाईसवीं ये तारीखे निषिद्ध हैं, ऐसा यवनशास्त्र में 
कहा है ॥ १ ॥ | 
मूलसंज्ञक नक्षत्रों का विचार । 
ज्ेष्टाश्लेषारेवतीनामन्ते च घटिकाद्वयम । 
आदो मूलमघाश्वानां भगणडो घटिकाद्रयम्‌ ॥ ? ॥ 
ज्येष्ठा, आश्लेषा और रेवती इन नक्षत्रों के अन्त में दो घडी 
तथा मूल, मघा और अश्विनी की आदि में दो घडी नक्षत्रगण्डान्त 
होता है । ये छः नक्षत्र मूल के जानना चाहिए ॥ १॥ 
तिथि-गण्डान्त-विचार । 


नन्दिकायास्तिथेशदो पणानां च तथान्तिमे । 
घटिककाशुभे त्याज्या तिथिगणडोऽयमुच्यते ॥ १ ॥ ` 


नन्दातिथि के आदि में और पूर्णातिथि के अन्त में एक-एक 
घड़ी तिथिगण्डान्त होता है ॥ १॥ 


लग्नगण्डान्त-विचार । 
मीनबृश्चिकककान्ते घटिकाध प रित्यजेत्‌ | 
आदो मेषस्य चापस्य सिंहस्य घटिकाधेकम्‌ ॥ १ ॥ 
मीन, वृश्चिक और कक के अन्त में आधी घड़ी लग्नगण्डान्त 


होता है । मेष, धन और सिह के आदि में आधी घडी तक लग्न- 
गण्डान्त होता है ॥ १ ॥। 


गण्डान्तों के फल । 
तिथिगणडे भगणडे च लग्नगण्डे च जा तकः । 
न जीवति तदा जातो जीविते च धनी भवत ॥ १ ॥ 


| १४४ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


पैदा हो तो न जीवे और जीवे तो धनी होवे । १ ।। 
अग्निहोत्र-मुहुतं । 
प्राजापत्ये पूषभे सद्द्धिदेवे 
पुष्ये ज्येष्ठाखीन्दवे कृत्तिकासु । 
अग्न्याधानं चोत्तराणां त्रयेऽपि 
श्रेष्ठ प्रोक्तं प्राक्ने विग्रमुख्यंः ॥ ? ॥ 
रोहिणी, रेवती, विशाखा, पुष्य, ज्येष्ठा, अश्विनी, मृगशिरा. 


कृत्तिका और तीनों उत्तरा, इन नक्षत्रों में अग्निहोत्र यज्ञ शुभ हे! 
आचार्य लोग कहते हैं कि यह ब्राह्मणों का मुख्य यज्ञ हे ।। १ || 


अन्य-मत से अग्निहोत्र-मुहुतं । 
सौम्यायने विशाखायां कृत्तिकारोहिणीमृगे । 
तर्युत्तरे रेवती ज्येष्ठा पुष्ये5ग्न्यायानमिष्यत ॥ १ ॥ 
कुजे 5कें 5ब्जे गुरो शुक्र नो नीचास्तंगते ऽरिभे । 
नो रिक्वायां तिथो कक लग्ने नेव मृगत्रपे ॥ २॥ 
अग्न्याधानं प्रकुर्वीत नेन्दो लग्नगतेऽपि च । 
त्रिकोणोपचये केन्द्रे सूर्येजीवकुजेन्दुष ।। २ ॥। 
शेषे चोपचये शुद्धे रनभ्रेऽग्न्याधानमुत्तमम्‌ ।। ४ ।। 
लग्ने जीवे भनुर्गे वा दने खे वा यमे कुज । 
चन्द्रे वा त्रिषडायस्थे सूये वा दीक्षितो भवेत ।। ५ ।। 


|| उत्तरायण सूयां में विशाखा, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, 
| तीनों उत्तरा, रेवती, ज्येष्ठा और पुष्य इन नक्षत्रों मे अग्निहोत्र 
| शुभ है । मङ्गल, सूर्य, चन्द्रमा, बृहस्पति और शुक्र ये न तो नीच 


तिथिगण्डान्त व नक्षत्रगण्डान्त व लग्नगण्डान्त में बालक 


renee त्र 


rs 


हि ES 





मृहृतंप्रकरण । १४५ 


के हों और न अस्त हों नशत्रु की राशि में हो, और रिक्ता 
तिथि न हों तथा कर्क, मकर, कुम्भ और मीन ये लग्न वर्जित 
हें । चन्द्रमा लग्न में न हो तथा त्रिकोण ९ । ५ व उपचय लग्न 
अर्थात्‌ जन्मलग्न व जन्मराशि से तीसरे, छठे, ग्यारहवें लग्न में 
व केन्द्र १ । ४ । ७। १० में सूर्यं, बृहस्पति, मङ्गल और चन्द्रमा 
हों, और जो ग्रह बाकी रहे सो उपचय लग्न में हों, और आठवें 
घर में कोई ग्रह न हो तो अग्निहोत्र शुभ हे । वृहस्पति लग्न में 
हो व धनुराशि का हो तथा सातवें, दशवें हो व मङ्गल दूसरे हो 
अथवा चन्द्रमा तीसरे, छठ, ग्यारहवें हो व सूर्य की दृष्टि चन्द्रमा 
पर हो तब शुभ होता हे ॥ १-५ ॥ 
पुनः अन्य-सत से अग्निहोत्र-विचार । 
पुष्योत्तरविशाखासु ज्येष्ठान्त्याग्निकचन्द्रभे । 
ग्रग्न्याधानमरिक्कासु कार्य वा देवजे5हनि ॥ १॥ 
पुष्य, तीनों उत्तरा, विशाखा, ज्येष्ठा, रेवती, कृत्तिका, रोहिणी 
और मृगशिरा इन नक्षत्रों में अग्निहोत्र शुभ है। रिक्तातिथि वजित 
है तथा बृहस्पतिवार शुभ है, ऐसा मुह॒तें-दीपिका में है ।। १॥ 
यज्ञोपवीत-मुहत । 
पूवाषादहरित्रये ऽश्विएृगभे हस्तत्रये रेवती | 
ज्येष्ठापुष्यभगेष चोत्तरगते भानो च पक्षे सिते । 
गोमीनप्रमदाधनुवनचरे शुक्र गुरो भास्करे 
पञ्चम्यां दशमीत्रये त्रतमहि श्रेष्ठ दवितीयाद्वये । १। 
पूर्वाषाढ, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, अश्विनी, मृगशिरा, हस्त, 
चित्रा, स्वाती, रेवती, ज्येष्ठा, पुष्य और पूर्वाफाल्गुनी ये नक्षत्र 
यज्ञोपवीत म शुभ हैं। तथा उत्तरायण सूर्य, शुक्लपक्ष, वृष, मीन, 
कन्या, धनु और सिह ये लग्न शुभ हैं। शुक्रवार, बृहस्पतिवार 





4 
> ब ¬ 


१४६ वृहज्ज्योतिःसार्‌ सऽ । 


और रविवार शुभ हैं। पञ्चमी, दशमी, एकादशी, ट्रादशी, 
द्वितीया और तीज ये तिथियाँ शुभ हैं ॥ १॥ 


पुनः यज्ञोपवीत-मुह॒तं* । 


क्षिप्रश्रवाहिचरमूलमूदुत्रिपृवा 
राद्र 5काबिद्गुरुसितेन्दुदिने ब्रतं सत्‌ । 
द्वित्रीषुरुद्ररविदिकप्रमिते तिथो च 
कृष्णादिमत्रिलवकेऽपि न चापराह्ने ।। १ ।। 
कवीज्यचन्द्रलग्नपा रिपो मृतो ब्रतेऽधमाः । 
व्ययेऽच्जभागवो तथा तनो मृतो सुते खलाः ॥ २॥ 
्रतबन्धेऽष्टषड्‌रिष्फवजिताः शोभनाः शुभाः । 
त्रिषडाये खलाः प्रणों गोककस्थो विधुस्तनो ॥३॥ 
्षिप्रसंज्ञक, ध्रूवसंज्ञक, आश्लेषा, चरसंज्ञक, मूल, मृदुसंज्ञक. 
तीनों पूर्वा और आर्द्रा ये नक्षत्र यज्ञोपवीत में शुभ हैं । रविवार, 
बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तथा चन्द्रवार ये दिन शुभ हैं। द्वितीया 
तृतीया, पञ्चमी, एकादशी, द्वादशी और दशमी ये तिथियाँ शुभ 
हे । शुक्लपक्ष ओर कृष्णपक्ष की पञ्चमी तक शुभ है, शेष 
कृष्णपक्ष अशुभ जानना । अपराह्न अर्थात्‌ दिन के तीसरे भाग में 
वर्जित है अर्थात्‌ दोपहर से पूर्व ही यज्ञोपवीत शभ होता है ॥१॥ 
यज्ञोपवीत में लग्न से छठे और आठवें स्थान में स्थित शुक्र, 


यद्यपि सब वर्णो का यज्ञोपवीत-संस्कार क्षिप्रादि संज्ञक हस्त आदि नक्षत्रों में 
कहा जाता हे तथापि ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत पुनर्वसु नक्षत्र में न होना चाहिए, 
ऐसा शिष्टाचार हे । इसी प्रकार ग्रन्थान्तर से यह भी ज्ञात होता है कि ब्राह्मण का 
यज्ञोपवीत बसन्तऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का शरद्‌ ऋतु में उत्तम 
होता है । माघ से ज्येष्ठ तक ५ महीने ब्राह्मणादि के लिए साधारण कहे हैं । 





मुह॒तेप्रकरण । १४७ 


बृहस्पति, चन्द्रमा, लग्नेश और वारहवें स्थान में स्थित चन्द्रमा 
और शुक्र, तथा लग्न में किवा आठवें और पाँचवें स्थान में 
पापग्रह स्थित हों तो अधम अर्थात्‌ बालक के अनिष्टकारक 
होते हैं ॥ २॥ क 

यज्ञोपवीत में लग्न से आठवें, छठ, बारहवें स्थान को छोड़कर 
अन्य स्थानों में शुभग्रह स्थित हों और तीसरे, छठे, ग्या रहवें स्थान 
में पापग्रह स्थित हों तो शुभ होते हैं। वृष और कर्क राशि में 
स्थित होकर पूर्णचन्द्र यदि लग्न में स्थित हो तो शुभ होता है ॥।३।। 

यज्ञोपवीत में नवांश“ का फल । 

करो जडो भवेत्पापः पटः पटकमकृद्‌ वट 

यज्ञाथमाक तथा मू्ों रच्याद्यंश तनो क्रमात्‌ ।। १ ।। 

यज्ञोपवीत के लग्न में जो सूर्य के नवांश का उदय होतो 
जिस बालक का यज्ञोपवीत करना है वह वालक क्रूर अर्थात्‌ 
निदेयी हो । चन्द्रमा के नवांश का उदय हो तो जड़ अर्थात्‌ विचार- 
हीन हो। मङ्गल के नवांश का उदय हो तो पापी और बुध के 
नवांश के उदय में पण्डित हो । बृहस्पति के नवांश के उदय में 
षट्कमें | करे और शुक्र के नवांश का उदय हो तो यज्ञ करनेवाला 
हो । शनेश्चर के नवांश के उदय में मूर्ख हो । इसलिए व्रतबन्ध के 
मुहत लग्न में शुभग्रह के ही नवांश में यज्ञोपवीत करना उत्तम 
होता है ॥ १ ॥ 

यज्ञोपवीत में चन्द्र के नवांश का फल । 
विद्यानिरतः शुभराशिलवे 
पापांशगते हि दरिद्रतरः । 


रवि आदि के नवांशो का विचार इसी प्रकरण में करेंगे । 
[यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, पढ़ना, पढ़ानां ये छः कर्म हैं । 


१४८ बृहज्ज्योति:सार स० । 
चन्द्रै स्वलवे बहुदुःखयुतः 
कणादितिभे धनवान्‌ स्वलवे ।। १॥। 
यज्ञोपवीतकाल में चन्द्रमा यदि शुभराशि के नवांश में स्थित 
हो तो बालक विद्यानिरत हो, पापराशि के नवांश में स्थित हो तो 
बहुत दरिद्र हो और जो अपनी राशि के अर्थात्‌ कर्क के नवांश 
में स्थित हो तो बहुत दुःख को प्राप्त हो तथा श्रवण व पुनर्वेसु 
नक्षत्र का चन्द्रमा होकर ककं के नवांश में हो तो बालक धनवान्‌ 
होवे ॥ १ ॥ 
यज्ञोपवीत में कुयोग आदि का विचार । 
कृष्ण प्रदोषेऽनध्याये शनो निश्यपराहके । 
प्राक्‌ सन्ध्यागजिते नेष्टो श्रतबन्धो गलग्रहे ॥ १ ।| 
पञ्चमी तक को छोड़कर कृष्णपक्ष में और जिस दिन सायं- 
काल मं प्रदोष हो उस दिन में और अनध्याय में शनिवार के 
दिन में और रात्रि में तथा मध्याह्न के बाद जिस दिन प्रातःकाल 


मेघ गर्ज उस दिन में यज्ञोपवीत अशुभ है। तथा गलग्रह में भी 
वाजित है ॥ १ ॥ 


गलग्रह-विचार । 
त्रयोदश्यादिचस्वारि सक्षम्यादिदिनत्रये । 
चतुर्थीमेकमेतेषु अष्टावेते गलग्रहः ॥ २॥ ` 
तेरस से चार तिथि अर्थात्‌ त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी 
और परीवा-कृष्णपक्ष में अमावास्या, सप्तमी से तीन तिथि 


अर्थात्‌ सप्तमी, अष्टमी, नवमी तथा चतुर्थी ये आठ तिथियाँ 
गलग्रहसंज्ञक जानिए ॥ २ ॥ 





मुहतंप्रकरण १४९ 


प्रदोष का विचार । 


अकतकत्रितिथिषु प्रदोषः स्यात्तदग्रिमः । 
रात्यवसावप्रहस्याममध्यास्थत; क्रमात्‌ ॥ 

द्वादशी तिथि में आधी रात से पहले यदि त्रयोदशी का प्रवेश 
हो तो प्रदोष होता है । षष्ठी तिथि में डेढ़ पहर रात्रि तक यदि 
सप्तमी का प्रवेश हो तो प्रदोष जानना । तृतीया तिथि में एक 
पहर रात्रि तक यदि चतुर्थी का प्रवेश हो तो भी प्रदोष जानना ॥१॥ 

यज्ञोपवीत में अनध्याय का विचार । 

शुचिशुक्रपोषतपसां दिगश्विरुद्वाकसंख्यसितथियः । 
भूतादित्रितयाष्टमीसंक्रमणं च व्रतेष्वनध्याया: ॥ १ ॥ 

आषाढ शुक्ल दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया, पौष शुक्ल 
एकादशी और माघ शुक्ल द्वादशी ये सब यज्ञोपवीत में अनध्याय- 
संज्ञक हैं । चतुर्दशी से तीन तिथि अर्थात्‌ चतुर्दशी, पौर्णमासी, 
कृष्णपक्ष में अमावास्या, प्रतिपदा व अष्टमी तथा सूर्यसंक्रान्ति 
का दिन ये भी यज्ञोपवीत में अनध्यायसंज्ञक हैं । इनका प्रयोजन 
कह आये हैं कि इनमें यज्ञोपवीत न करना चाहिए ॥ १ ॥ 

मुण्डन आदि में कुयोगों का विचार । 

नान्दीश्राद्धोत्तरं मातुः पुष्पे लग्नान्तरे नहि । 
शान्त्या चोलं ब्रतं पाणिग्रहः कार्योऽन्यथा न सत्‌ ॥१॥ 

नान्दीश्राद्ध के अनन्तर जिस बालक की माता रजस्वला हो 
जावे उस बालक का मुण्डन, यज्ञोपवीत और विवाह-संस्कार 
पूर्वेनिश्चित मुहृते को छोड़कर दूसरे मुहुर्त में करना चाहिए । यदि 
दैवयोग से शुभ मुहत शीघ्र न मिले तो धमंशास्त्वोक्त शान्ति करके 
उसी मुहृते में मुण्डनादि संस्कार करे । यदि विना शान्ति-विधान 


१५० बृहज्ज्योतिःसार सं० । 
किये मुण्डनादि संस्कार करे तो शुभ नहीं होता हे ॥ १॥ 
| ग्रहयुक्त कुयोग का विचार । 


शुक्रे जीवे तथा चन्द्रे सूयभोमाकिसंयुते । 

निर्गुणः क्रस्वेष्टः स्यान्निपृएः सद्युते पटुः ॥ ¦ ॥ 
शुक्र, बृहस्पति और चन्द्रमा सूर्य के संग में हो तो बालक 

निर्गुण हो । शुक्र, बृहस्पति और चन्द्रमा मद्धल के संग हों तो 

बालक क्ररचेष्टा का हो । शुक्र, बृहस्पति और चन्द्रमा शनेश्चर के 

संग हों तो बालक निर्दयी हो । सब शुभग्रह एक घर में हों तो 

बालक पण्डित हो ॥ १ ॥ 


यज्ञोपवीत में गुर्वादित्य का विचार । 
गुरुसूर्यबलं ज्ञेयं विवाहे यद्विवक्ष्यते । 
चन्द्रताराबलं पूवमुक्क ग्राह्यं वटोः शुभम्‌ ।। १ ॥ 
वट्कन्याजन्मराशेख्रिकोणायद्विसप्गः । 
श्रेष्ठ; गुरुः खषट्त्र्याद्ये पूजयाऽन्यत्र निन्दितः ।। २ ॥। 
चतुर्थे चाष्टमे चेव द्रादशस्थे दिवाकरे । 
विवाहितो नरो म्रृत्युं प्राप्नोत्यत्र न संशयः ।। २ ॥। 
जन्मन्यथो द्वितीये वा पञ्चमे सप्तमेऽपि वा । 
नवमे च दिवानाथे प्रजया पाणिपीडनम्‌ ।। ४ ॥। 
एकादशे तृतीये वा षष्ठे वा दशमेऽपि वा । 
वरस्य शुभदो नित्यं विवाहे दिननायकः ।। ५ ॥ 


जिस तरह विवाह में बृहस्पति और सूर्य का बल विचारा जाता 
है उसी तरह यज्ञोपवीत (जनेऊ) में भी विचारना चाहिए । पूर्वोक्त 
चन्द्रमा व तारा का बल भी लेना चाहिए । जब अच्छा हो तब 





मुह॒तंप्रकरण । १५१ 


बालक का जनेऊ शुभ है । बालक व कन्या के जन्म-राशि से नर्वे, 
पाँचवें, ग्यारहवें, दूसरे और सातवें, इन स्थानों में बृहस्पति हो 
तो श्रेष्ठ है। दशवें, छठे, तीसरे और पहले हो तो दान देने से 
शुभ है तथा चौथे, आठवें और बारहवें अशुभ जानिए । जन्म- 
राशि से चौथे, आठवें और बारहवें सूर्य हो तो बालक को मृत्यु 
तथा जन्म का हो व दूसरे स्थान में हो व पाँचवें या सातवें हो 
व नवें हो तो पूजा करने से शुभ है तथा ग्यारहवें, तीसरे, छठ 
व दशवें सूर्यं हो तो शुभ जानिए ॥ १-५ ।। 


गुरुबल-चक्र । . रविबल-चक्र। 










पनाच थान 


> = eo — 


११।२।५। ७।९ शुभ ११।३।६।१० 


पालि 








= | - - — — औ है 


६।१।३।१० पुज्य पर ५७१९ 


ळ-->>>>>>* >>>" कक १ कक से — 7 


४।८।१२ 









बृहस्पति का परिहार । 
स्वोचे स्वभे स्वमेत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरुः । 
रिष्ाष्टतुयंगोऽपीश्टो नोचारिस्थःशुभोऽप्यासत्‌ ।। १ ॥ 
बृहस्पति कर्कराशि का हो व धन और मीन-राशि का होवे 
अपने मित्र के घर में हो अर्थात्‌ मेष और वृश्चिक का हो व धनु 
और मीन के नवांश में हो तथा वर्गोत्तम अर्थात्‌ जिस राशि का 
बृहस्पति हो, उसी राशि का नवांश हो तो बारहवें, आठवें और 
चौथे शुभ जानिए। नीच अर्थात्‌ मकरराशि का हो व शत्रु 
के घर में अर्थात्‌ मिथून, कन्या, तुला तथा वृष का हो तो शुभ 
_ होने पर भी अशुभ जानिए ॥ १ ॥। 








१५२ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
यज्ञोपवीत-लग्न में केन्द्रस्थ ग्रहों के फल । 


राष्ट्रसेवी वेश्यवृत्तिः श्रतृत्तिश्च पाठकः । 
रो he सेवी दि ` 
प्रज्ञोऽथवान्‌ म्लेच्छसेवी केन्द्र सूयादिखंचरेः ॥१॥ 
| लग्न, चौथा, सातवाँ और दशवाँ, इन स्थानों की केन्द्रसंज्ञा 
है । यदि यज्ञोपवीत-काल में सूर्य केन्द्र में स्थित हो तो बालक 
| राजा का नौकर हो और चन्द्रमा केन्द्र में स्थित हो तो वैश्यवृत्ति- 
| वाला हो, मङ्गल केन्द्र में हो तो हथियार उठानेवाला हो, बुध 
| केन्द्र में स्थित हो पाठक अर्थात्‌ पढ़ने व पढ़ानेवाला हो और 
| बृहस्पति केन्द्र में हो तो पण्डित हो। यदि शुक्र केन्द्र में हो तो 
अर्थवान्‌ हो तथा शनैश्चर केन्द्र में हो तो म्लेच्छों की नौकरी 
करे ।। १ ॥। 


4% 


केन्द्रस्थ ग्रहों के फल का चक्र । 


eae | 
च्‌ ० | म aes ब ० | वृ ० 


| नळा 







श न i RE ग्रह 





स्‌ ० शु ० 





| 
पण आम 


म्लेच्छ्से | फल 





— moe आल — न । ---- या >... ह क 


वैश्य-वृत्ति|स्त-बृत्ति 





पाठक | प्राज्ञ | अथंवान्‌ 











राजसेवो 





पुनः गुरु का परिहार । 


चैत्रे मासि खौ मीने विबलेऽपि शुरो वटोः । 


व्रतबन्धः प्रशस्तः स्याचेत्रे मीनयुतः शुभ: ।। १५॥ ' 
चैत्र महीना हो, मीन के सूर्य हों तो बालक के बृहस्पति 
निर्बल होने पर भी जनेऊ शुभ जानिए । क्योंकि चैत में मीन 
के सूर्य बहुत शुभ होते हैं ॥ १॥ 
| राजाओं के क्षुरिका-बन्धन का मुह । 
| त्रतोक्रमासतिथ्यादी विचेत्रे सबले कुज । 
| विमोमे क्षरिकाबन्थः प्राग्विवाहान्महीसुजाम्‌ ॥ १॥। 








मुह॒तेंप्रकरण । १५३ 
यज्ञोपवीत के मास, तिथि आदि हों परन्तु चेत्र के विना और 


मङ्गल राशि से गोचरोक्त बली हो, तो मङ्गलवार के विना 
विवाह के प्रथम राजाओं को क्षुरिका-बन्धन शुभ है ॥ १ ॥ 
विवाह-मुहतं । 
मूलानुराधामृगरेवतीषु 
हस्तोत्तरास्वातिमधासु धात्र्ये । 
ज्येष्ठे तपः फालगुनराधमागें 
शुचों तु पाणिग्रहणं प्रशस्तम्‌ ।। १ ॥ 
मूल, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, हस्त, तीनों उत्तरा, स्वाती, 
मघा और रोहिणी ये नक्षत्र व ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, वैशाख, 
अगहन और आषाढ़ इन महीनों में विवाह शुभ है ॥। १॥। 


वरवरण-मुहतं । 


उत्तरात्रितयपूर्विकात्रये 
रोहिणीष्वनलभे वरणं सत्‌ । 
योषितो गुरुरिनः पुरुषस्येन्दु 
द्योः परिणये सबलः सन्‌ ॥ १ ॥ 
तीनों उत्तरा, तीनों पूर्वा, रोहिणी और कृत्तिका इन नक्षत्रों 
में टीका चढ़ाना (फलदान) शुभ है । स्त्री को गुरुबल और पुरुष 
को सूयंबल लेकर विवाह का मुहुर्तं शुभ है। जैसा विचार 
करना यज्ञोपवीत में कहा गया है वेसा ही विचार करना चाहिए 
चन्द्रमा का बल दोनों को लेना चाहिए ॥ १॥ 
१--संवत्सर-प्रक रण में कह चुके हैं । 








१५४ बृहुज्ज्योतिःसार स० । 
अन्य प्रकार से वरण का मुहूतं । 


धरणिदेवो 5थवा कन्यकासोदरः 
शुभदिने गीतवाद्यादिभिः संयुतः । 
वरवृति वस्रयज्ञोपवीतादिना 
प्रवयुतेवह्विपर्वात्रयेराचरेत्‌ ॥ १ ।। 


तीनों उत्तरा, रोहिणी, कृत्तिका और तीनों पूर्वा इन नक्षत्रों 
में शुभदिन, शुभतिथि, शुभ लग्नादि में गीत और बाजा आदि से 
युक्त होकर ब्राह्मण और कन्या का भाई वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा द्रव्य 
आदि से वर का वरण करे ॥ १॥। 


बिवाह में जन्म-मास आदि का निषेध । 


आद्यगभसुतकन्ययोदयो- 
जन्ममासभतिथौ करग्रहः । 
नोचितोऽथ विबुधः प्रश स्यते | 
चेद द्वितीयजनुषोः सुतप्रदः ।। १ ।। 
पहले पहल उत्पन्न हुए पुत्र या कन्या हों तो जन्म-मास व 
जन्म-नक्षत्र व जन्म-तिथि विवाह में वर्जित है । यदि दूस रे-दूस रे 
गर्भ के सुत-कन्या हों तो जन्ममास आदि पुत्रप्रद हैं । जन्ममास 
आदि में विवाह होने से पुत्र उत्पन्न हो ॥ १॥ 
ज्येष्ठ मास का निषेध । 
जये्ठद्रन्दधं मध्यमं संप्रदिष्ट 
त्रिज्येष्ठे स्यान्नेव युक्तं कदापि 
केचित्सूर्य वहिगं प्रोज्फअमाह- 
नेंवाऽन्योन्यं ज्येष्ठयो: स्याडिवाइ: ।। १ ॥। 


के, 





मुहूतप्रकरण । १५५ 


दो ज्येष्ठ में विवाह मध्यम है, अर्थात्‌ वर-कन्या में से 
एक आदि गर्भ का उत्पन्न हो और ज्येष्ठ महीना भी हो तो उसे 
दो ज्येष्ठ कहते हैं । तीन ज्येष्ठ में विवाह वर्जित है अर्थात्‌ वर- 
कन्या ज्येष्ठ हों और ज्येष्ठ महीना भी हो, इसको तीन ज्येष्ठ 
जानना । किसी आचार्ये का यह भी मत है कि कृत्तिका नक्षत्र 
के सूर्य हों तो ज्येष्ठ में विवाह शुभ नहीं है और किसी आचार्य के 
मत से वर-कन्या ज्येष्ठ हों तो विवाह उत्तम नहीं है ॥ १॥ 


विवाह में मण्डप छवाने आदि का मुहत॑ । 


चित्रा विशाखाशततारकाश्विनी- 
ज्येष्ठाभरण्यां शिवभाच्चतुष्टयम्‌ । 
हित्वा प्रशस्तं फलतेलबेदिका- 
प्रदानक कणडनमण्डपादिकम्‌ ।। १ ।। 
चित्रा, विशाखा, शतभिष, अश्विनी, ज्येष्ठा, भरणी, आर्द्रा, 
पुनवेसु, पुष्य और आश्लेषा इन नक्षत्रों को छोड़कर जो शेष 
नक्षत्र हैं उनमें फलदान, तैलपूजन, वेदी बनाना, कण्डन अर्थात्‌ 
अन्न कूटना तथा मण्डप छवाना शुभ है। माँडव सेरवाने 
का मुहुते व और जो विवाहसम्बन्धी कार्य हैं वे सब विवाह के 
कहे हुए नक्षत्रों में करना उचित है ॥ १॥ 
विवाह के अनन्तर अन्यसंस्कारो का निषेध । 
सतपरिणयात्षणम्रासान्त:सुताकरपीडनं 
न च निजकुले तद्वद्वा मण्डनादपि मुणडनम्‌। 
न च सहजयोदेये आत्रोः सहोदरकन्यके 
न सहजसुतोद्वाहोऽन्दाधं शुभे न पितृक्रिया ॥ १।। 


१५६ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


चडात्रत॑ चापि विवाहतो त्रता- 
च्चडा च नेष्टा पुरुषत्रयान्तर । 
वधप्रवेशाचे सुताविनिगमः 
षण्मासतो वाऽन्दविभेदतः शुभः ॥ २॥। 

अपने कुल में बालक के विवाह से छ: महीना तक कन्या का 
विवाह वर्जित है । उसी प्रकार विवाह से छः महीना तक मुण्डन 
वर्जित है । सगे दो भाइयों के साथ सगी दो बहिनों का विवाह 
वर्जित है । तथा छः मास के भीतर ही सहोदर दो भाइयों का 
विवाह, सगी दो बहिनों का विवाह करना उचित नहीं है। 
विवाह आदि शुभकार्यों में पितृश्राद्ध आदि अमाङ्गलिक क्रियाओं 
का करना उचित नहीं है । विवाह आदि का मुह॒र्त ऐसा होना 
चाहिए कि जिस काल में पितृश्राद्ध आदि का दिन माङ्गलिक 
कृत्य में न पड़े ॥ १ ॥ 

पिता, पितामह और प्रपितामह इन तीन पुरुषों में किसी के 
विवाह होने के अनन्तर उस कुल में किसी का मुण्डन तथा 
यज्ञोपवीत और यज्ञोपवीत के अनन्तर 5: मास के भीतर ही 
किसी का चूडाकर्म (मुण्डन) तथा वधूप्रवेश होने के अनन्तर 
छ: मास तक लड़की का पति के घर भेजना शुभ नहीं है । 
यदि आवश्यक हो तो छः महीना के भीतर ही संवत्सर के भेद 
से शुभ होता है। जैसे माघ मैं किसी का विवाह हुआ हो तो 
संवत्सर के भेद से वैसाख में मुंडन, यज्ञोपवीत आदि पूर्वोक्त 
कार्य करना शुभ है ।। २॥ 

पञचशलाकावेधचक्र ओर उसका फल । 
अपि तियग्गतोः्वपञ्चरेखाः ` 
प्रतिकोणं दयमग्निमशिकोणे । 








मुहतंप्रकरणं । १५७ 


इतराणि लिखेकमेणा भानि 
प्रथितं पञ्चशलाकचक्रमुक्गम्‌ ।। १ ॥ 
यहक्षगो यः खचरः स तत्र॒. 
प्रलेखनीयो गएकस्तु पूर्व: । 
या पोएमासी निकटे विवाहा- 
तत्तारकस्थो विधुरत्र देवः ॥ २॥ ` 
पाँच रेखा बेडी करे, पाँच खडी रेखा करके प्चशलाकाचक्र 
बनावे, कोणों में दो-दो रेखा लिखे । उसमें ईशान दिशा से 
कृत्तिका आदि से अट्ठाइस नक्षत्र लिखे । जो ग्रह जिस नक्षत्र में हो 
वह लिखे । विवाह-मुहुतं के समीप जो पूर्णमासी हो उस पूर्णमासी 
को जो नक्षत्र हो उसी नक्षत्र में चन्द्रमा लिख देना चाहिए ॥१-२॥। 
पञ्चशलाका-वेध का फल । 
एकरेखास्थितिवेंधो दिननाथादिभिग्रेहेः । 
विवाहे तत्र मासान्ते न जीवति कदाचन ॥ १ ॥ 


एक रेखा में परस्पर विवाह का नक्षत्र और कोई ग्रह हो तो वेध 
होता है। उसमें विवाह हो तो एक महीना के बाद अशुभ होता है ।।१॥। 


पश्चशलाका चक्र । 








१५८ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


लत्ता-दोष का विचार । 


सूयों ढादशमष्टम रविसुतः ष्ठं गुरुभूमिज- 
स्तार्तीयेकमथो निइन्ति पुरतो नक्षत्रक लत्तया । 
द्राविशं तुहिनांशुकश्‍च नवर्म राहुबेधः सममं 
शुक्र: पञ्चमक तु पृष्ठत इह प्रायेण लत्तां त्यजेत्‌ ॥। १।। 
सूर्य अपने नक्षत्र से बारहवें नक्षत्र को लत्ता मारता है। शनेश्चर 
आठवें नक्षत्र को मारता है । बृहस्पति छठे नक्षत्र को मारता है 
और मङ्गल तीसरे को मारता है । ये ग्रह अपने आगेवाले नक्षत्रों 
को मारते हैं । चन्द्रमा अपने अपने नक्षत्र से बाईसवें नक्षत्र को 
मारता है । राहु अपने नक्षत्र से नवें नक्षत्र को, बुध सातवें को तथा 
शुक्र पाँचवें नक्षत्र को लत्ता मारता है ये ग्रह अपने से पीछेवाले 
नक्षत्र को मारते हैं । ये लत्ता विवाह में वाजत हैं । १।। 
पात-दोष का विचार । 
शूलस्य गण्डस्य च वेषृतेश्व 
साध्यव्यतीपातकहषेणानाम्‌ । 
यत्तारक स्यादवसानसंस्थं 
तत्पातितं वङ्गकलिङ्गदुष्टम्‌ ॥ १ ॥ 


शूल, गण्ड, वैधृति, साध्य, व्यतीपात और हर्षण इन योगों का 
जिस नक्षत्र में अन्त हो उस नक्षत्र में पात दोष लगता है । यह 
पात दोष वद्ध तथा कलिङ्ग भे वर्जित है ॥१ ॥) 


युति-दोष का विचार । 
यत्र गेहे मवेचन्द्रों प्रहस्तत्र यदा भवेत्‌ । 
युतिदोषस्तदा बन्यो विना शुक्रं शुभाशुभे ॥ १ ॥। 











मुहृतेप्रकरण । १५९ 


रविणा संयुतो हानि भीमेन निधन शशी । 
करोति मूलनाशं च राहुकेतुशनश्चरः ।। २ ।। 
जिस घर में चन्द्रमा हो उसी घर में कोई और ग्रह हो तो 
युतिदोष जानिए । परन्तु शुक्र को छोड़कर अन्य ग्रह अशुभ हैं 
अर्थात्‌ शुक्र शुभ है । सूर्यसंयुक्त हो तो हानि, मङ्गलयुक्त हो तो 
मृत्यु तथा राहु, केतु, शनैश्चर युक्त हों तो मूल नाश करं ।।१-२॥ 
युति-दोष का परिहार । 
वर्गोत्तमगते चन्द्रे स्वोच्च मित्रक्षगे तथा । 
युतिदोषश्च न भवेदग्पत्यो: श्रेयसी सदा ।। ३ ॥। 
चन्द्रमा वर्गोत्तम हो अर्थात्‌ जिसकी राशि हो उसी का 
नवांश हो अथवा उच्च का हो तथा मित्र के घर में हो तो युति- 
दोष नहीं होता है। दम्पति को कल्याणकारी होता है, अर्थात्‌ 
स्त्री-पुरुष सूखी हों ॥ ३ ॥ 
यामित्र-दोष का विचार । 
पाणिग्रहस्य शीतांशोनक्षत्र यञ्चतुदशम्‌ । 
नक्षत्रं खेटयुकरतं चेद्यामित्रं स्याद्विग हितम्‌ ।। 
विवाह के नक्षत्र से चौदहवें नक्षत्र पर कोई ग्रह्‌ हो तो यामित्र- 
दोष जानिए । यह यामित्र दोष निन्द्य है, अर्थात्‌ बाजत है ।। १॥ 
पञ्चक-दोष-विचार । 


रविक्रान्तियातांशयुक्काश्च तिथ्यो 
रविदिग्गजाः सिन्धवः खेटभक्ाः ।। 
भवेत्पञ्चकं रोगवह्वीशचोरे 
म्रतिदोषमेनं प्रजह्माद्रिवाहे ।। १ ॥ 








ho हक 


१६० बृहज्ज्योतिःसार स० । 


सूये के गतांश और पन्द्रह व बारह व दश व आठ व चार 
इनको अलग-अलग रखकर जोड़ना, उन अङ्को में नव का भाग 
देना, शेष पाँच बचें तो क्रम से पाँचोस्थान में पाँच पञ्चक रोग १, 
अग्नि २, राज ३, चौर ४ और मृत्यु ५ होते हैं। ये पञ्चक 
विवाह में वर्जित है १ ॥ 
पञ्चक-दोष का परिहार । 
शत्रो चोररुजो दिवा नरपतिवेहिः सदा सन्ध्ययो- 
मयुश्चाथशनो नृपो विदि मृतिभोमेऽग्निचोरो खो । 
रात्रि को चौर व रोगपञ्चक वर्जित है । दिन में नृपपञ्चक 
वाजत है और अग्निपञ्चक हमेशा वर्जित है और दोनों 
संध्याओं में मृत्युपञ्चक वाजित है । 
वारपरक परिहार । 
शनिवार को नृपपञ्चक, बुधवार को मृत्युपञचक, मङ्गलवार 
को अग्नि व चौरपञ्चक और रविवार को रोगपञ्चक वर्जित है। 
कार्य-भेद से पुनः परिहार । 
रोगोऽथ ब्रतगेहगोपनुपसेवायानपाणिग्रहे 
वर्ज्याश्वक्रमतोबुधेरुगनलक्ष्मापालचोराग्रतिः ।। १॥। 
जनेऊ में रोगपञ्चक, मकान बनाने में अग्निपञ्चक, राजसेवा 
में नुपपञ्चक, यात्रा में चौरपञ्चक, तथा विवाह में मृत्युपञचक 
त्याज्य है ॥ १॥ 
विवाह-लग्न में ग्रहों का विचार । 


व्यये शनिः खेऽवनिजस्तृतीये 
भृगुस्तनो चन्द्रखला न शस्ताः । 











मुछ्तेप्रकरण । १६१ 


तग्नेटकावरलाश्च पा मृती ग्ला 
लंग्नंटशुभाराश्व मद च सव ।। १॥। 
कि कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केन्द्रे बृहस्पति; । 
मत्तमातङ्गयृथानां शतं हन्ति च केसरी ।। २।। 
त्यायाष्टषटसु रविकेतुतमोऽकपुत्रा 
्त्र्यायारिगाः क्षितिसुतो [दगुणायगोऽच्जः । 
सप्षव्ययाष्टरहितो ज्ञगुरू सितोऽ४ 
त्रिद्यनबडव्ययगृहान्‌ परिहृत्य शस्तः ।। ३ ॥ 
शुक्रो दशसहस्राणि बुधो दशशतानि च । 
लक्षमेकं तु दोपाणां गुरुलंग्ने व्यपोहति ।। 2 ॥। 
ब्रारहवें शनैश्चर, दशवें मङ्गल, तीसरे शुक्र, लग्न में चन्द्रमा 
व क्ररग्रह शुभ नहीं हैं । लग्न का स्वामी व शुक्र व चन्द्रमा छठे 
शुभ नहीं हैं । आठवें स्थान में चन्द्रमा व लग्नेश व शुभग्रह व 
मङ्गल शुभ नहीं हैं। सातवें स्थान में सब ग्रह शुभ नहीं हैं । 
विवाह के लग्न में सप्तम स्थान को छोड़कर केन्द्र में यदि बृहस्पति 
हो तो अन्य ग्रह क्या कर सकते हैं। जिस तरह मत्त हाथियों 
के समूह को एक ही सिंह नाश कर देता है उसी तरह गुरु सव- 
दोषनाशक है । तीसरे, ग्यारहवें, आठवें, छठे, सूय, केतु, राहु, 
शनैश्चर हों; तीसरे, ग्यारहवें, छठे, मङ्गल हों; दूसरे, तीसरे, 
ग्यारहवें चन्द्रमा हो और सातवें, बारहवें, आठव बुध और 
बृहस्पति न हों; शुक्र आठवें, तीसरे, सातवें, छठे, बारहवे वाजित | 
है । लग्न में शुक्र हो तो दश हजार दोष नष्ट करे । बुध लग्न 
में हो तो एक हजार दोष को नाश करे और जो बृहस्पति लग्न में 
हो तो एक लाख दोष को नाश कर देता है ॥ १-४ ॥ 














१६२ वृहज्ज्योतिःसार स० । 
एकार्गल-दोष-विचार । 


विष्कुम्भ-वञ्र-परिघ-व्यतिपात-शूल 
व्याधातवेधृतिषु गरड इहातिगण्ड । 
पकार्गलो भवति चेट्किल साभिजित्क 
पीयषकान्तिरसमक्षगतो खभात्‌ ।। १ ।। 
विष्कुम्भ, वज्र, परिघ, व्यतीपात, शूल, व्याघात, वैधृति, गण्ड 
और अतिगण्ड इन योगों में एकार्गल होता है। सूर्ये के नक्षत्र 
मे चन्द्रमा के नक्षत्र तक अभिजित्‌ सहित गिने। जो नक्षत्र 
विषमसंज्ञक हों और पूर्वोक्तयोग भी हो तो एकार्गल नामक दोष 
होता है । यह एकागंल दोष विवाह में त्याज्य हे ॥ १॥ 
उपग्रह-दोष-विचार । 


शराष्रदकशक्कनगा।तषत्य 
स्तिथिश्रेतिश्च प्रकृतेश्च पञ्च । 
उपग्रहः सूयभतोऽब्जतारा 
शुभा न देशो कुरुबाहिकानाम्‌ ।। १ ।। 
सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिने, जो पाँच, 
आठ, दश, चौदह, सात, उन्नीस, पन्द्रह, अठारह, इक्कीस, बाईस, 
तेईस, चौबिस और पच्चीस इतने नक्षत्र हौं तो उपग्रह दोष जानिए, 
यह दोष कुरु व बाह्लीक देश में शुभ नहीं होता ॥ १॥ 
क्रान्त-दोष-विचार । 
पञ्चास्याजो गोमृगो तोलिकुम्भा 
कन्यामीनों कक्यली चापयुगमे । 





मुहृतप्रकरण । १६३ 
तत्रान्योन्यं चन्द्रभान्वोर्निरुक्त 
कान्तेः साम्यं नो शुमं र | १ ॥ 
सिह और मेष इन दोनों में से किसी एक में चन्द्रमा और. दसरे 
में सूय स्थित हो तो क्रान्तिसाम्य योग होता है। ऐसे ही वष- 


मकर, तुला-कुम्भ, कन्या-मीन, कर्क-वश्चिक और धन-मिथन इन 
दो-दो राशियों में से किसी एक में सूर्य और दूसरी राशि में 


चन्द्रमा हो तो क्रांतिसाम्य दोष होता है। वह विवाहादि शुभ 
कार्यों में शुभ नहीं होता है ॥ १ ॥ 
दग्धातिथि-विचार । 
मीने चापे द्वितीयाके चतुर्थीवृषकुम्मयो: । 


मेषककटयो: षष्ठी कन्यायां मिथ॒नेऽष्टमी ।। १ ॥ 

दशमी वृश्चिके सिहे द्वादशी मकरे तुले । 

एतास्तु तिथयो दग्धाः शुभे कर्मणि वजिताः ।।२।। 

मीन व धन के सूर्यो में द्वितीया तिथि दग्धा होती हे । 
वृष व कुम्भ के सूर्यो में चतुर्थी, मेष व कक के सूर्यो में छठ तथा 
कन्या व मिथुन के सूर्यो में अष्टमी दग्धा है | बृश्चिक और सिंह 
के सूर्यो में दशमी दग्धा है और मकर व तुला के मूर्यो में द्वादशी 
दग्धा है, ये सब शुभकर्म में वर्जित हैं ।। १-२ ॥ 

लत्ता आदि दोषों का परिहार । 

जत्ता मालवक दश पातश्च कुरुजाङ्गल । 

एकागेलं च काश्मीरे वध सवत्र वजयेत्‌ ।। 

लत्तादोष मालव देश में वर्जित है, पातदोष कुरुजाङ्गल देश 
में वजित है । एकार्गल दोष काश्मीरदेश में वर्जित है और वेध 
दोष सब देशों में वजित है ॥। १.॥ 





१६४ बृहज्ज्योति:सार सऽ । 
गान्धवं-विवाह-चक्र-विचार । 
गान्धवांदिविवाहे5काद्वेदनेत्रगुणन्दव: । 
कुयुगाङ्गानि भूरामत्रिपद्यामशुभाः शुभाः ॥ १ ॥ 
सूर्य के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गान्धर्वे विवाह का विचार 


करना । चार, दो, तीन, एक, एक, चार, छः, एक, तीन फिर 
तीन इस क्रम से प्रथम अशुभ फिर शुभ जानिए ॥ १॥ 


गान्धव-विवाह-चक प्र 





कह न्हय उकम हकक ह्र 
४ | र क ३१५९ ताने पा क्ल 


me = S , Sr 


अ 2 आह. So RS MA 





अ. | शु. | अः | शुः | अ. | शु | अ. | शुः |-अ. | शु 
स्वयंबरकाल-मुहतं । 

पिता पितामह भ्राता माता बन्धुयदा न हि । 

ऋता वषत्रयादूध्व कन्या कुयोत्स्वयवरम्‌ ।। ? | 

कन्या का पिता व पितामह (पिता का पिता)व भाई व माता 


व कुटुम्बी, ये कोई न हों तो कन्या रजस्वला होने पर तीन वर्ष के 
अनन्तर अपने मन से पति कर लेवे ॥ १ ॥ 


गोधलिका-विचार 
यदा नास्तं गतो भानुगोंधत्या प्ररितं नमः 
सवमड्जलकायंघु गोधलिः शस्यते सदा ।। १ ।। 


सूयं जब अस्त होने पर हो, जिस समय गौओ की धूलि आकाश 
में पूरित हो, उस समय जितने मंगलकार्य हैं वे सब शुभ हैं ॥ १॥ > 





मुहुतंप्रकरण | १६५ 


अन्धादि-लग्न-विचार । 


दिने सदान्धा वृषमेषसिहा 
रात्रों च कन्या मिथनं कुलीरः । 
मृगस्तुलालिबेधिरोज्पराह 
सन्ध्यासु कुब्जा घटधन्विमीना: ।। १ ।। 
दिन को वृष, मेष और सिंह लग्न सदा अन्ध होते हैं, रात्रि को 
कन्या, मिथून और कक अन्ध होते हैं, अपराह्न में मकर, तुला और 
वृश्चिक ये बहिरे होते हैं, तथा कुम्भ, धनु और मीन ये सन्ध्या में 
कुबरे होते हें ॥ १ ॥। 


अन्ध आदि लग्नों का फल । 


दारिदरय बधिरतनो दिवान्धलग्ने 
वेधव्यं शिशुमरणं निशान्धलग्ने । 
पङ्ग्वड्ग निखिलधनानि नाशमीयु 
सवत्राधिपशुरुटष्टिमिन दोषः ।। २॥। 
बहिरे लग्न में विवाह होने से दारिद्रय आता हे, दिन के 
अन्धलग्न वेधव्यकारक हैं, रात्रि के अन्ध लग्न बालकों के 
मृत्युकारक हैं और लँगडे लग्न में धन-नाश होता हे । यदि लग्न 
का स्वामी या बृहस्पति लग्न को देखता हो तो दोष नहीं हे ॥२॥ 


अन्य प्रकार से लग्नों के फल । 
घस्रे तुलाली बधिरो भगाश्वा 
गात्रो च सिहाजबूषा दिवान्धाः । 





१६६ बृहज्ज्योतिःसार सऽ । 


कन्यानुयुकक टका निशान्धा 
दिने घटोऽन्त्ये निशि पंगुसंज्ञः ।। ? ।। 
तुला और वृश्चिक ये दोनों लग्ने दिन में तथा धन और मकर 
रात्रि में बहिरी होती हैं। सिंह, मेष और वृष, ये दिन में अन्ध 
तथा कन्या, मिथुन और कर्क ये रात्रि में अन्धी होती हैं। कुम्भ 
लग्न दिन में तथा मीन लग्न रात्रि में लँगडी (पंगु) होती है । 
पंग्वादि लग्नों के फल । 
दिवान्धो वरहन्ता च रात्र्यन्धो धननाशकः । 
दु:खदो बधिरो लग्नः कुब्जावंशविनाशिनी || २ ।। 
जो लग्नें दिन में अन्धी कही गई हैं, उनमें यदि विवाह करे तो 
कन्या विधवा होती है । जो लग्नें रात्रि में अन्धी कही गई हैं उनमें 
विवाह हो तो धन का नाश करे । बहिरी लग्न में विवाह होतो 
दुःख हो और कुबरे लग्न में विवाह हो तो वंश का नाश हो ।। १ ॥। 
विवाह में कतेरीदोष-विचार । 


लग्नात्पापाइज्वनृज्‌ व्ययाथस्थो यदा तदा । 
कतरीनाम मा ज्ञेया मृत्युदारिद्ववशौकदा ।। ¦ ॥ 
विवाह के लग्न से कतँरीदोष का विचार करे अर्थात्‌ पापग्रह 
मार्गी होकर लग्न के बारहवें हों और पापग्रह वक्री होकर लग्न 
के दूसरे घर में हों तो कतेरीनाम का दोष होता है । यह कतेरी 
दोष मृत्यु, दारिद्रथ और शोक को देनेवाला होता है ॥ १४ 
कुलिकयोग-विचार । 
सूये च सप्तमी सोमे षष्टी भोमे च पञ्चमी । 
बुधे चतुर्थी देवेज्ये तृतीया भृगुनन्दने !। १ ॥। 





| मुहुतेप्रकरण | १६७ 


द्वितीया वजनीया च प्रतिपच्च शनेश्चरे । 
कुलिकाख्यो हि योगोऽयं विवाहादो न शस्यते !। २।। 


रविवार को सप्तमी, सोमवार को छठ, मंगलवार को पञ्चमी, 
बुधवार को चौथ, गुरुवार को तीज शुक्रवार को द्वितीया को और 
शनिवार को परीवा होने पर कुलिकयोग होता है । यह विवाहादि 
शुभ कार्यो में शुभ .नहीं होता है ॥ १-२ ॥। 


कुलिकयोग । 





नवांश-विचार । 

मेषसिहधनुलग्ने नवांशा मेषतः स्मृताः । 

वृषकन्या मृगे लग्ने मकरान्नवमांशकाः ॥ १ ।। 

ककालिमीनलग्नेषु नवांशाःककतः स्मृताः । 

नुयुग्मतोलिकाभेषु तोलितः स्युनेवांशकाः ॥। २॥। 
मेष, सिह और धनु लग्न का नवांश मेष से गिनना । वृष, 

कन्या और मकर लग्न का नवांश मकर से गिनना । कर्क, वृश्चिक 


और मीन का नवांश ककं से गिनना। मिथुन, तुला और कुम्भ 
का नवांश तुला से गिनना । 


गिनने का क्रम यह है कि तीस अंश की लग्न होती है, 
उसका नवांश तीन अंश बीस कला का हुआ, उसे प्रथम नवांश 
जानिए । इसी क्रम से नव नवांश होते हैं । 


"स्पष्ट लग्न में तथा स्पष्ट ग्रहों में जितने अंश व कला बीते हों 
उसका नवांश इसी रीति से विचारना चाहिए। यह चक्र 
से स्पष्ट हो जायगा ॥ १-२॥। 








> 


CSS IG SVS लाला 
८०4“ का 
3 


१६८ व्रृहज्ज्योतिःसार स० । 





नवांश-चक़़् । 








rr rr ज्यवा ——— TC 


० >>> | ० 


> तिरी 
। EERE, HS rs Br ene मै ~ स 5 Fd 


nd ०००.  } क्लरलागिजिजिलितजिजििि ज नी 


SS - -पणाण  ण्णाणी 
क eh er आकाय हड. Fd 








नवांश का उदाहरण । 
स्पष्ट लग्न ५ । १० 1 २० । २२. 
कन्या लग्न, दश अंश बीस कला, पच्चीस 'विकला स्पष्ट है, 
उसका नवांश कहो । 


उत्तर । 


कन्या लग्न का भोग दश अंश बीस-कला, पच्चीस विकला 
स्पष्ट है, तो तीन अंश बीस कला के क्रम से चौथा नवांश हुआ । 





। 


मुहतप्रकरण । १६९ 


क्रम से चौथा नवांश हुआ । कन्या का नवांश मकर से गिना जाता 
है, इसलिए मेष का नवांश हुआ और उसका स्वामी मङ्गल * है। 


होरा-विचार और चक्र । 


होस्योरोजराशो तु खीन्दू क्रमतः पती । 
समराशो तु चन्द्राकों होरेशो क्रमतो वदेत्‌ ।। १ ॥ 
विषम लग्न में पन्द्रह अंश तक सूर्य की होरा होती है, फिर 
पन्द्रह अंश चन्द्रमा की होरा होती है । समराशि में प्रथम पन्द्रह 
अंश तक चन्द्रमा की होरा होती है, फिर पन्द्रह अंश तक सूर्य 
को होरा होती है ॥ १ ॥ 
होरा-चक्र । 





द्रेषकाण-विचार । 


द्रेष्काए आद्यं लग्नस्य द्वितीयः पञ्चमस्य च । 
द्रष्काणश्च तृतीयश्च लग्नान्नवमराशितः ।। ? ॥ 
द्रेष्काण का प्रकार-राशि के तीन भाग करने से दस-दस 
अंश का एक द्रेष्काण होता है । उसमें प्रथम दस अंश तक जिस 
राशि का द्रेष्काण जानना है, उस लग्न का प्रथम द्रेष्काण होता 
है और उस राशि का स्वामी ही पहले द्रेष्काण का स्वामी होता 
है । दूसरे भाग में अर्थात्‌ ग्यारह अंश से बीस अंश तक लग्न 


* “मेषवृश्चिकयोर्भाम” इत्यादि राशियों के स्वामी पहले ही लिख चुके हैं । 





१७० बृहज्ज्योति:सार सं० । 


से पाँचवाँ राशि का द्रेष्काण होता है। उस राशि का स्वामी आ 
दूसरे द्रेष्काण का स्वामी जानिए । तीसरे भाग अर्थात्‌ इक्कीस 
अंश से तीस अंश तक लग्न से नवीं राशि का द्रेष्काण हुआ, उस 
राशि का स्वामी उस तीसरे द्रेष्काण का स्वामी होता है ॥१॥ 


द्रेष्काण-चक्र । 


जि सिह 


SA, DS REA FS निननाननन 


मि सि 








राशि | मे कं 


ह 
क. | तु | व्‌ FF |. मी. 
| 














क्‌ 




















ms 
oe लत 3 


























rs | शालिक अं ___ 1111. नल rf >“ टो ; 








नी | ses त |} ms 




















| 
| चतिशांश-विचार । 


| कुजाकीज्यक्षशुक्राणां बाणेष्वष्टाद्रिमागण 
| भागाः स्युविषमे भे तु समराशो विपययात्‌ ।। १॥। 





मुहुतेप्रकरण । १७१ 


कुजाकिंगुरुविच्छुक्रास्रिशांशपतय: क्रमात्‌ । 
पञ्चपञ्चाष्टशलेषु भागानां विषमे गृह ।। २ ।। 


मेष, मिथून और सिह आदि विषम राशियों का प्रथम 
त्रिशांश पाँच अंश का होता है, उसका स्वामी मङ्गल है । तदन- 
न्तर पाँच अंश का स्वामी शनेशचर, तदनन्तर आठ अंशों का 
स्वामी बृहस्पति, तदनन्तर सात अंशों का स्वामी बुध होता है । 
तदनन्तर पाँच अंशों का स्वामी शुक्र को जानिए। समराशि 
में विलोम अर्थात्‌ विपरीत जानना । 


अब सुस्पष्ट समराशि का ल्रिशांश लिखते हैं-समराशियों में 
प्रथम पाँच अंशों का स्वामी शुक्र, तदनन्तर सात अंशों का स्वामी 
बुध, तदनन्तर आठ अंशों का स्वामी बृहस्पति, फिर पाँच अंशों 
का स्वामी शनैश्चर, फिर पाँच अंशों का स्वामी मङ्गल को 
जानना ॥ १-२ ॥। 


विषर्मात्रशांश-चक्न । 


Ee, | | 
. | मि. | सि. | तु. | ध. | कु | राशि 





तु. | 
| | | 


क ००» नम» | SF शा | DL HE IES | ee 


मं. | मं | मं. म॑. स्वामी 





१७२ बृहज्ज्योति:सार स० । 


सर्माव्रशांश-चक्न । 


रा. 




















दादशांश-विचार । 


स्यादद्वादशांश इह राशित एव गेहं 

रोराऽथ टकनवमांशकसूयभगा: । 
त्रिशांशकश्च षडिमे कथितास्तु वगाः 

सौम्येः शुभं भवति चाशुभमेव पापे: ।। १ । 


दो अंश तीस कलाओं का एक द्वादशांश होता है, इसलिए 

एक राशि में बारह द्वादशांश होते हैं। जिस राशि में द्वादशांशों 

|| का विचार करना है उसी राशि से लेकर क्रम से १२ राशियों 
के द्वादशांश सिद्ध होते हैं । 





मुहतंप्रकरण । १७३ 


उदाहरण । 


मेष राशि में पहला द्वादशांश मेष का, दूसरा वृष का, 
तीसरा मिथुन का, चौथा कर्क का, पाँचवाँ सिंह का, छठा 
कन्या का, सातवाँ तुला का, आठवाँ वृश्चिक का, नवाँ धनु का, 
दशवाँ मकर का, ग्यारहवाँ कुम्भ का और बारहवाँ मीन का 
द्वादशांश होता है । इसी प्रकार वृष में, पहला वृष का, दूसरा 
मिथुन का, तीसरा कक का, चौथा सिंह का, इत्यादि क्रम से 
बारहवाँ मेष का द्वादशांश होता है। मिथुन इत्यादि सब राशियों 
का द्वादशांश चक्र से समझ लेना चाहिए । 


षड्वर्ग । 


गेह, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश और विशांश ये छ: 
वर्ग कहे हैं। इस षड़वर्ग में शुभग्रह हों तो शुभ जानिए तथा 
पापग्रह हों तो अशुभ फल देनेवाले जानिए ॥ १ ॥ 


ग्रहों का गेह-चक्न । 


दि पणा". -----2 पण्पाणोणा 


राशियाँ 





| | १७४ ब्रहज्ज्योतिःसार स० । 
! 







































































ह 
दादर्शांक-चक्र । 
| WORSE 
| अंश |मे०|वृष | मि०|कर्क | सि०| कं० | तु० | बृ० 
| कला | 
| ज्नगलळीलकीनीर 
| है २० १ र बु० च० बु० मं० 
ररर 202२ 
EES के तनी 202! 527 च a | 
७1३० ३| ४|५|६ ८ १० 
bad 0100 020 dl asd 900 Sond Lk 090 शा 
५ | ४|५|६|७ ९ |१०|११ 
| १ च० स्‌० बु० शु० वृ पाठ 
| RR EP Si Fore . पा | माह, जाना, तहत ती एमी 
| ६ | ७ | ५ १० १२ 
| ९ ६ [७1८ | ९, ११ १ 
| ११ बु० | शु०|म० बूु० श्‌० मं० 
र - १७ वः ९ १० १२ | २ 
१७।२० शु० a बु जी बृ० शु० 
। ९ | १० | ११ १ ३ 
२० |मंऽ बृ०|श० | श० म्‌० बु० 
| ९ |१०|११|१२ २ ४ 
| २२।३० बृ श० | श० बृ० शु० च्‌० 
| १०|११|१२| १ ३ ५ 
| २५ पळ शण० बृ० मं० बु० सू० 
| नय के आओ 1 MR छ ‘BNE ल Fi: मी SE न अक न मे ल्न. 
| ११।१२| १ | २ ¥ ६ 
२७।३ © ग ० बृ० म० शु० च० बु० 
|| १२| १ | १ | ३ ५ ७ 
। न i बु० मं० शु० बु० सू० शुर 








मुहुते प्रकरण । १७५ 
विवाह में राशिमेलन-विचार । 
होड़ा-चक्र । 


मेष | वृष | मि. | कक | सिह | कन्या | तुला 





a ० SP >... ॒ le | sn 


का | ही | मा |टो रा 








>:२------> पणा Sees ला | eh ना 
—————— 








———— 
ee — So 
ज 


a 
हक 
श्र 
> 
दि 


नि | ज छा 5 बी | लक | oe ऑन 5 














१७६ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
| वर्ण आदि के गुणों का विचार । 
वणो वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रमे तक्रम्‌ । 
गणमेत्रं भकूटं च नाडी चेते गुणाधिकाः ॥ १ ॥ 
वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गणमैत्री, भकूट, नाड़ी 


ये वर्णादिक आठ कूट विवाह में अवश्य विचारना चाहिए । इनमें 
उत्तरोत्तर एक से एक अधिक गुणवाले होते हैं । १ ॥ 
वर्ण-विचार । 

मीनालिकर्कटा विग्रः क्षत्री मेषो हरिधेनुः । 

शुद्रयुग्मं तुलाकुम्भो वेश्यकन्यावृषो गगः ॥ १ ।। 
नोत्तमामुद्रहेत्कन्यां त्राह्मणीं च विशेषतः । 

प्रियते द्ीनवणंश्च ब्रह्मणा सदृशो यदि ॥। २ ।। 
विप्रव्णेषु या नारी शद्धवर्णेषु यः पतिः । 

रुवं भवति वेधव्यं शक्रस्य दुहिता यदि ॥ २ ।। 

मीन, वृश्चिक और कर्के ये राशि ब्राह्मणवरणं हैं । मेष, 
सिंह और धनु क्षतियवणं हैं। मिथुन, तुला, कुम्भ गूद्रवर्ण 
हैं और कन्या, वृष, मकर वैश्यवर्णं हैं। वर्ण में श्रेष्ठ कन्या 
उत्तम नहीं है, ब्राह्मणी विशेष वर्जित है । वर्णहीन वर की 
मृत्यु होती है, चाहे वर ब्रह्मा के समान हो । ब्राह्मणवर्ण को 
स्त्री हो और उसका पति यदि शृद्रवर्ण हो तो शीघ्र ही विधवा 
| 5 जावे, चाहे वह शुक्राचायें की कन्या क्यों न हो ॥ १-३॥ 


वण-विचार-चक्क । 





rn or ल a 





———————— 


————्््््् तत्सत 
ब्राह्मण | क्षत्रिय | वैश्य | शूद्र 
३।७।११ 








राशि | १२।८।४ RES | ६।२।१० 





मुह॒तंप्रकरण । १७७ 
वश्य-विचार । 


मकरस्य पूर्वमागो मेर्षासहो धनुव षः 

चतुष्पदाः कीटसंत्गः कर्कः सपश्च वृश्चिकः ।। १॥। 

तुला च मिथन कन्या प्रवांधां धनुषस्तथा । 

द्विपदाख्याः .पश्चिमार्ध मकरस्य तथा पुनः ॥।२।। 

कुम्भमीनो जलचरा राशयः परिकीतिताः । 

मकरराशि का पहला भाग अर्थात्‌ आधा मकर व मेष, सिह 
धनु का दूसरा भाग व वृष इन राशियों की चतुष्पद संज्ञा है । कक 
की कीट संज्ञा है । वृश्चिक की सपे संज्ञा है । तुला, मिथुन, कन्या 
और धनु का पहला भाग इनकी द्विपद संज्ञा है । मकर का दूसरा 
भाग, कुम्भ और मीन जलचर हैं ॥ १-२ ॥ 

| वश्य-फल । 

सिहं विना वशाः सवे द्विपदानां चतुष्पदाः ।। ३॥। 

भक्ष्या जलचरास्तेषां भयस्थाने सरीसृपाः॥ ४ || 

द्विपद के सब वश्य हैं, एक सिह वश में नहीं है। जलचर 
द्विपद के भोजन हैं और सपं से द्विपद को भय होता है ॥ ३-४॥ 


वश्य-चक्र । 








आ का पूर्वा धमेष, सिह, धन का पराध और वृष | चतुष्पद 





तुला, मिथून, कन्या और धन का पूर्वां 


मकर का परां, कुम्भ और मीन 





१७६ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


तारा-विचार । 

कन्यक्षाद्वरभ॑ यावत्कन्यामां वरभादपि । 

गएयेन्नवहत्‌ शेष त्रष्विद्रि भमसत्स्मृतम्‌ ।। १ ।। 

कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिने और वर के 
नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिने, दोनों अङ्क पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्थापित करे । उनमें नव का भाग देने पर तीन, पाँच व सात 
शेष रहें तो अशुभ तारा जानिए ॥ १॥ 

योनि-विचार । 

अश्विन्याः शतभस्याश्वों महिषः स्वातिहस्तया: । 

पृभाधनिष्ठयोः सिंहो भरण्यन्त्यमयोगजः ।। १ ॥ 

ृत्तिकापुष्ययोमेषः श्रतिपूषाद्यो: कपिः । 

उषाभिजिद्रेयोबज्रू रोहिणीम्रगयोरहिः ।। २ ॥। 

ज्येष्टानुराधयोरेणः श्वा मूलाद्रोभयोस्तथा । 

पुनरश्लेषयोरोतुराखुः प्रफामघक्षयो: ॥ ३ ॥। 

विशाखाचित्रयोव्यांश्रो गोरुफोत्तरभाद्रयों: । 

त्री वेरं विचायेंवं भानां प्रोक्कास्तु योनय: ।। ४ ।। 

अश्विनी और शतभिष अश्‍व ( घोडा ) योनि है । स्वाती 
और हस्त महिष योनि है । पूर्वाभाद्रपद और धनिष्ठा सिह- 
योनि है । भरणी और रेवती हाथी योनि है । कृत्तिका और 
पुष्य मेष ( मेढा ) योति है । श्रवण और पूर्वाषाढ़ वानर योनि 
है । उत्तराषाढ़ व अभिजित्‌ नेउला योनि है। रोहिणी और 
मृगशिरा सपं योनि है। ज्येष्ठा और अनुराधा मृग ( हरिण ) 
योनि है। मूल और आर्द्रा कुत्ता योनि है। पुनवंसु तथा 
आश्लेषा विलार योनि है । पूर्वाफाल्गुनी व मघा मूषक योनि 





मुहतंप्रकरण । १७९ 
है । विशाखा और चित्रा व्याघ्र योनि है । उत्तराफाल्गुनी व 
उत्तराभाद्रपद की गो योनि है । इसी प्रकार से मैत्री व वेर का 
विचार नक्षत्र से कहा हे ॥ १-४॥ 

योनिवर-ज्ञान । 
गोव्याप्र महिषाश्व॑ च श्वेणं माजारमूषकम्‌ । 
सिहेभ॑ कपिमेषं च वरं तु नकुलोरगम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्याज्यं परस्परं वरं दम्पत्योः स्वामिभृत्ययोः ॥ ६ ॥ 

गौ और बाघ का, महिष व घोडा का, कुत्ताव मृग का, 

सिंह व हस्ती का, वानर व मेढ़ा का और नेउला व सर्पका 
परम वेर होता है। इसलिए विवाह तथा नौकरी में ये सब 
वाजित हैं ॥ ५-६ ।। 


योनि-चक्र । 





ग्रहमेत्नी-विचार । 
मित्राणि द्यमणः कुजेज्यशशिनः शुक्राकजो वेरिणो 
सोम्यश्चास्य समो विधोबुंधरी मित्रे न चास्य द्विषत्‌ । 
शेषाश्चास्य समाः कुजस्य सुहृदश्चन्द्रञ्यसूयां बुधः 
शत्रुःशुक्रशनी समो च शशिभत्सूनोः सिताहस्करो ॥१॥ 





कि... 
के 
| 
ना 


| । १८० बृहज्ज्योतिःसार स० । 


मित्रे चास्य रिपुः शशी गुरुशनिष्माजाः समा गीप्पत- 
भित्रार्यककुजेन्दवो बंधसितों शत्रु समः सूर्यजः । 
मित्रे सोम्यशनी कवेः शशिखी शत्रू कुजेज्यो समो 
मित्रेशुक्रबुधौशनेःरविशशि क्माजादिषोऽन्यःसमः ॥२॥ 

सूर्यं के मंगल, बृहस्पति और चन्द्रमा मित्र; बुध सम; शुक्र 
और शनैश्चर शत्रु हैं। चन्द्रमा के बुध और सूर्ये मित, मंगल 
बृहस्पति, शुक्र और शनि सम और शब कोई नहीं है । मंगल, 
के चन्द्रमा, बृहस्पति और सूर्य मित्र; बुध शत्रु; शुक और शनि सम 
हँ । बुध के शुक्र और सूर्यं मित्र; चन्द्रमा शतु; बृहस्पति, शनैश्चर 
और मंगल सम हैं । बृहस्पति के सूर्य, मंगल और चन्द्रमा मित्र; 
बुध और शुक्र शत्रु तथा शनैश्चर सम हैं । शुक्र के बुध, शनैश्चर 
मित्र; चन्द्रमा, सूर्यं शत्रु; मंगल और बृहस्पति सम हैं । शनैश्चर 


के शुक्र, बुध मित्र, सूर्य, चन्द्रमा, मंगल शत्रु और बृहस्पति 



































सम हैं ॥ १5२ ४ 
ग्रहमैद्वी-चक्र । 
स्‌. चं. | मं. बु. | बृ. | शु. i ग्रह 
रा क: च त्‌, स्‌ दु... सू. कढ | चं, Fp कुः | मिळे 
मेरब:शुप्श: | शु. श. बृ शः क मशी र बु.| बू. ह 
ह ग रि इक [इ. सू. चं. म॑. | 
गणसेत्री-विचार । 
गक्षोनरामरगणाः क्रमतो मघाहि- 


बस्विन्द्रमूलवरुणानिलतक्षरधाः । | 





मुहृतेप्रकरण । १८१ 


पूर्वोत्तरात्रयविधातृयमेशभानि 
मंत्रादितीन्दुहरिपोष्णमरुल्लर्घांन ॥ १ ॥ 


मघा, आश्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिष, कृत्तिका, 
चित्रा और विशाखा इन नक्षत्रों का राक्षसगण; तीनों पूर्वा, तीनों 
उत्तरा, रोहिणी, भरणी और आर्द्रा इन नक्षत्रों का मनुष्येगण; 
अनुराधा, पुनवंसु, मृगशिरा, श्रवण, रेवती, स्वाती, हस्त, अश्विनी 
और पुष्य इन नक्षत्रों का देवतागण हे ॥ १ ।। 


फल । 


निजनिजगणमध्ये प्रीतिरत्युत्तमा स्या- 
दमरमनुजयोः सा मध्यमा संप्रदिष्टा । 
असुरमन॒जयोश्चेन्म त्युरेव प्रदिष्टो 
दनुजविबुधयोः रयादेरमेकान्ततोऽत्र ॥ २॥ 


अपने-अपने गण में अति उत्तम प्रीति हो अर्थात्‌ वर-कन्या 
का जन्म-नक्ष्र एक ही गण में हो तो विवाह होने पर वर- 
कन्या दोनों की प्रगाढ प्रीति होती है। वर-कन्या इन दोनों में 
से किसी का जन्म-नक्षत्र देवतागण में हो और किसी का मनुष्य- 
गण में हो तो मध्यम प्रीति होती है। किसी का जन्म-नक्षत् 
राक्षसगण में हो और किसी का मनुष्यगण में हो तो वर-कन्या 
की मृत्यु होती है । यदि वर-कन्या इन दोनों में एक का जन्म- 
नक्षत्र राक्षसगण में हो और दूसरे का देवतागण में हो तो 
दोनों का परस्पर वेर रहता है।। २॥ 





मुह॒तंप्रकरण । १५१ 


पूर्वोत्तरात्रयविधातृयमेशभानि 
मेत्रादितीन्दुहरिपोष्णमरुत्लघनि ॥ १ ॥ 


मघा, आश्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिष, कृत्तिका, 
चित्रा और विशाखा इन नक्षत्रों का राक्षसगण; तीनों पूर्वा, तीनों 
उत्तरा, रोहिणी, भरणी और आर्द्रा इन नक्षत्रो का मनुष्यगण; 
अनुराधा, पुनवेसु, मृगशिरा, श्रवण, रेवती, स्वाती, हस्त, अश्विनी 
और पुष्य इन नक्षत्रों का देवतागण है ॥ १ ॥। 


फल । 


| 
निजनिजगणमध्ये प्रीतिरत्युत्तमा स्या- | 
दमरमनुजयोः सा मध्यमा संप्रदिष्टा । | 
ग्रसुस्मनुजयोश्चेन्ग्रत्युरवप्रदिष्टो | 
दनुजविबुधयोः स्याडेरमेकान्ततो5त्र ॥ २ ॥ 


अपने-अपने गण में अति उत्तम प्रीति हो अर्थात्‌ वर-कन्या 
का जन्म-नक्षत्र एक ही गण में हो तो विवाह होने पर वर- 
कन्या दोनों की प्रगाढ प्रीति होती है । वर-कन्या इन दोनों में 
से किसी का जन्म-नक्षत्र देवतागण में हो और किसी का मनुष्य- 
गण में हो तो मध्यम प्रीति होती हे । किसी का जन्म-नक्षत् 
राक्षसगण में हो और किसी का मनुष्यगण में हो तो वर-कन्या 
की मृत्यु होती है। यदि वर-कन्या इन दोनों में एक का जन्म- 
नक्षत्र राक्षसगण में हो और दूसरे का देवतागण में हो तो 
दोनों का परस्पर वेर रहता है ॥ २ ॥ 





१५२ ब्रहज्ज्योतिःसार सऽ । 


गणबोधक-चक्र । 





भकट का ज्ञान । 


मृत्यु: पडछके ज्ञेयोउपत्यहानिनवात्मजे । 
द्विद्धांदशे निर्धनत्वं द्रयोरन्यत्र सोख्यकृत्‌ ॥१॥ 
कन्या की जन्म-राशि से वर की जन्म-राशि और वर की 
जन्म-राशि से कन्या की जन्म-राशि छठी या आठवीं हो तो 
दोनों की मृत्यु; नवीं या पाँचवीं हो तो सन्तान की हानि; 
दूसरी या बारहवीं हो तो दोनों निर्धन होते हैं । इनसे अतिरिक्त 
हो तो दोनों सुखी रहते हैं ।। १॥। 
मृत्युषडष्टक-विचार । 
कन्यामेषे वृषे चापे कामालिघटककट । 
म्रगसिहे तुलामीने त्यजेन्मृत्युषडष्टक ॥ १ ॥ 
कन्या-मेष, वृष-धनु, मि थुन-वृश्चिक, कुंभ-कर्क, मकर-सिह 
और तुला-मीन इन दो-दो राशियों को मृत्युषडष्टक कहते हैं 11१) 
वृद्धिषडष्टकविचार । 
मेपालिमकरे युग्मे कन्याकुम्भतुले वृषे । 
सिंहमीने धने कर्के पडष्टं प्रतिवृद्धिदम ॥ १ ॥ 
मेष, वृश्चिक; मकर, मिथुन, कन्या, कुम्भ; तुला, वृ; सिह, 
मीन; धनु और कर्क इनको परस्पर वृद्धिषडष्टक जानना 


चाहिए ॥ १ || 


जम 


>या . जतक 


मुह॒तेप्रकरण । १८३ 
वर्ग गुण-विचार । 


अकचटतपयशवगाः खगशमाजांरसिहशुनाम । 
सपांखुमृगावीनां निजपञ्चमवेरिणामष्टी ।। 


अवग, कवग, चवर्ग, टबग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और शवगं 
ये आठ वर्ग होते हैं । इनमें गरुड़ का अवग, बिलार का कवर्ग, 
सिह का चवर्ग, शवान का टवर्ग, साँप का तवग, मूषक का 
पवे, हरिण का यवर्ग और भेड़ का शवर्ग हे । इनमें अपने : 
से पाँचवाँ वेरी होता है । जसे गरुड़ का साँप, विलार का मूषक, 
सिह का हरिण, शवान का भेंड, साँप का गरुड़, मूषक का विलार, 
हेरिण का सिह और भेड़ का श्वान ( कृत्ता ) वेरी होता है 
इसलिए कन्या के नाम का पहला अक्षर जिस वर्ग का हो, उससे 
वर क वर्ग को पाँचवाँ न होना चाहिए । यदि कन्या और वर 
के नाम का पहला अक्षर एक ही वर्ग का हो तो विवाह होने पर 
दोनों की परस्पर प्रीति होती है ॥ १॥ 


वगंचक्र । 


चया: | नर: | 
अइउएओ | रः १ | तथदधन सर्प ५ | 


7 
——— oe i १८ एला चट 










कखगघ | मार्जार | २ । 


ह Si mms mms | आणण 0 शी ~. | पाक 








१८४ ब्रृहज्ज्योति:सार सऽ । 
नाडी का विचार । 


ज्येष्ता रौद्रार्यमाम्भःपतिभयुगयुगं दाखभं चेकनाडी 
पुष्येन्दुत्वाष्ट् मित्रान्तकवसुजलभं योनिबुध्न्ये च मध्या । 
वाय्वग्निव्यालविश्योडयुगयुगमथो पोष्णभंचापरास्या 
हंपत्यो रेकनाव्यांपरिणयनमसन्मध्यना व्यांहि मृत्युः।। १।। 
ज्येष्ठा, मूल, आर्द्रा, पुनर्वसु, शतभिष, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरा- 
फाल्गुनी, हस्त और अश्विनी इन नक्षत्रों की आदि नाड़ी; पुष्य- 
मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़, पूर्वा- 
फाल्गुनी और उत्तराभाद्रपद इनकी मध्य नाड़ी; स्वाती, विशाखा, 
कृत्तिका, रोहिणी, श्लेषा, मघा, उत्तराषाढ़, श्रवण और रेवती 


इनकी अन्त नाडी है । 
फल । 
एक नाडी में वर कन्या का नक्षत्र हो तो विवाह अशुभ और 
मध्य नाडी में हो तो मृत्यु होती है ॥ १ ॥ 
ताड़ी-चक्र । 





वर का निषिद्ध नक्षत्र । 
भामिनीजन्मनक्षत्रादद्वितीयं पतिजन्ममम्‌ । 
न शुभं भर्तुनाशाय कथितं ब्रह्मयामले ।। १ ॥ 


मृहर्तप्रकरण । - १८५ 

त्रह्मयामल में कहा हे कि स्त्री के जन्म-नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र 

पति का हो तो विवाह-शुभ नहीं किन्तु पतिनाशक है ।। १॥ 
दुष्ट भकट का परिहार । 

प्रोक्ते दुष्टभकूटके परिणयस्त्वेकाधिपत्ये शुभो- 
5थोराशीश्वस्सोहदे5पि गदितो नाञ्चक्षशुद्धि यंदि । 
अन्यक्षशपयोबंलित्वसखिते नाड्यक्षशुद्धो तथा 
ताराशुद्धिवशेन राशिवशिताभावे निरुक्रो बुधेः ॥ ? ॥ 

जो दुष्टभकूट कहा गया है उसका परिहार इस प्रकार है- 

यदि वर-कन्या की राशियों का स्वामी एक ही हो, जैसे मेष- 
वृश्चिक का भौम और वृष-तुला का शुक्र तो विवाह शुभ होता 
है । राशीशों की मैत्री हो तो भी शुभ है । यदि नाड़ीशुद्धि और 
नक्षत्रशुद्धि हो और उक्त राशीश और अंशों के देश की परस्पर 
मंत्री हो, बलवान्‌ भी हों, नाड़ीशुद्धि और ताराशुद्धि हो एवं 
राशिवश्यता भी उचित हो तो ग्रहों के शत्रुभाव का दोष नहीं 
होता । यहाँ ग्रहमेी-मित्रषट्काष्टक १, एकाधिपत्य २, सबलां- 
शेशमेत्री ३, राशिवश्यता ४ और ताराशुद्धि ५, ये षटकाष्टको के 
परिहार हैं । इनमें से एक के होने में भी षट्काष्टक दोष नहीं 
होता ॥ १॥ 

गण-परिहार । 
` मेत्र्यां राशिस्तामिनोरंशनाथ- 
दन्द्रस्यापि स्यादगणानां न दोपः । 
खेटारित्वं नाशयेत्सइकूटं 
खेटप्रीतिश्चापि दुष्टं भकूटम्‌ ।। ? ।। 








१८६ त्रहृञ्ज्योतिःसार्‌ सऽ । 

दोनों राशियां के स्वामियो से और दोनों राशिया के नवांश 
के स्वामियों से मित्रता हा तो गणों का दोष नहीं होता । यदि 
गुभ भकूट हो अथ त्‌ कन्या की ज न्मराशि से वर की जन्मराशि, 
वर के जन्मराशि से कन्या की जन्मराशि तीसरी, चौथी, सातवी; 
दशवीं और ग्यारहवीं हो तो वर कन्या के जन्मराशि के स्वामियो 
की शत्रुता का बिनाश करता ह और यदि दोनों जन्मराशीशो 
की परस्पर मित्रता हो तो दुष्ट भकूट की विनाश करती है।।१।। 


नाडी-दोष तथा गण-दोष का परिहार । 


राश्येक्ये चेद्धिन्नमक्षे दयोः स्या- 

न्नक्षत्रेक्ये राशियुग्मं तथेव । 
नाडीदोषो नो गणानां च दोषी 

नक्षत्रेक्ये पादभेदें शुभं स्यात्‌ ॥ ? ।। 


जो वर कन्या की राशि एक हो और जन्म-नक्षत भिन्न हो 
तथा नक्षत्र दोनों का एक हो, राशि ही भिन्न हो तो नाड़ी दाष 
और गण का दोष नहीं होता । जो दोनों का नक्षत्र एक 


a 


हो परन्तु चरण का भेद हो तव भी विवाह शुभे होता है ॥ १ ॥ 
वर्ण आदि के दोष का परिहार । 


गणदोपो योनिदोपो वणंदोपः पडष्टफम्‌ । 
चस्वारि नेव दुष्यर्त राशिम त्री यदा भवेत्‌ ।। १ ।। 


गणदोष, योनिदोष, वणेदोष और षडष्टक ये चारों गुण ग्रह 
मैत्री होने पर दोष नहीं कर सकते हैं ।। १ ।। 








मुहतंप्रकरण | १८७ 
पुनः परिहार । 


न वगवणों न गणो न योनि- 
` द्विद्वादशे नेव षदष्टके वा ! 
ताराविरुद्ध नवपञ्चमे वा 
मत्री यदा स्याच्छुमदो विवाहः ॥ १ ।। 
वर्गे, वर्ण, गण, योनि, द्विद्वीदश, षडष्टक, तारा और 
नवपञ्चक सब दोष होने पर भी यदि केवल ग्रहमैत्री बनती 
हो तो विवाह शुभदायक होता है ॥ १ ॥ 


नव-पञ्चक-परिहार । 


५ 
वरस्य पञ्चम कन्यां कन्याया नवमं वरः । 
७ पुत्रपोत्रसुख 
एतत्त्रिकोणक ग्राह्य पुत्रपोत्रसुखावहम ।। १ ।। 
वर्‌ के पञ्चम राशि में कन्या हो और कन्या की राशि से नवी 
राशि वर की हो तो नवपश्चक शुभ होता है । यह पुत्र-पौत्र का 
सुख देनेवाला होता है ॥ १ ॥। 
| मङ्गली-विचार । 
च | ले a अ. च कुज 000५ 
लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे । 
पः त्र (> भर्तभ > रे जी 
तनी हन्ति स्वभतारं भतभांयां न जीवति ॥ १ ॥। 
१--मीन-मेष, वृष-मिथून, कर्क -सिह, कन्या-तुला, वृश्चिक-धनु और मकर- 
कुम्भ ये दो-दो राशियाँ 'द्विद्वादिश' कहलाती हैं । 
२--मेंष-कन्या, तुला-मीन, मिथृन-त्रृश्चिक, मकर-सिह, कुभ-कर्क और वृष- 
वन इन दो-दो राशियों की “मृत्युषडप्टक' संज्ञा है । 


३--मीन-वृश्चिक, कर्क-मीन, कर्क-बश्चिक, कुंभ-मिथुन और मकर-कन्या 
इन दो-दो राशियों की 'नवपंचक' संज्ञा है । 











१८८ बृहज्ज्योति:सार सऽ । 


एवंविधे कुजे संख्ये विवाहो न कदाचन । 

कायों वा गुएबाहुल्ये कुज बा ताद शे द्योः ॥ २ ॥ 

ग्रदि स्त्री के जन्मलग्न में या बारहवें, सातवें, चौथे तथा 
आठवें मङ्गल हो तो पति का विनाश करे । जो पति के जन्म- 
लग्न आदि में मंगल हो तो स्त्री का विनाश करे अर्थात्‌ इन 
स्थानों में यदि मंगल हो तो कभी विवाह न करे । अथवा बहुत 
गुण मिलें तो विवाह करे, या दोनों मङ्गली हों तो शुभ 
होता है ॥ १:२ ॥ 

मंगल का परिहार । 

जामित्रे च यदा सोस्लिंग्ने वा हिबुकेञ्यवा । 

नवमे द्वादशे चैव भोमदोषो न विद्यते ॥ १ ।। 

जिसके जन्मलग्न से सातवें तथा लग्न में या चौथे, नवे तथा 
बारहवें शनैश्चर हो तो मङ्गल का दोष नहीं होता है ।। १ ।। 

नाडी आदि के दान का विधान । 


दोषापनुत्तये नाड्या मृत्युञजयजपादिकम्‌ | 

विधाय ब्राहमणांश्चेव तपैयेकाञ्चनादिना !। १ ।। 

हिर्ण्मयी दक्षिणां च दद्यादरणादिकूटके । 

गावोऽन्नं वसनं हेमं सवंदोषापहारकम्‌ ।। २ ।। 

नाड़ी-दोष में मृत्युञजय का जप करना चाहिए और ब्राह्मण 
को सुवर्ण ( सोना ) देना उचित है । वर्णादिकूट में अर्थात्‌ 
वर्णादि दोष में सुवर्ण (सोना ) दान देवे और गो-दान, 
अन्न-दान, वस्त-दान और सुवर्णं के दान करने से सवंदोष 
नष्ट होते हैं ।। १-२ ॥ 





मुहुतंप्रकरण । १८९ 
गुणों के अनुसार शुभाशुभ-फल । 
साम्ये च वर्णोत्तमज वर भूः 
गुणोऽथ वश्याशनक गुणाथम । 


एकोऽरिवश्ये द्वितयं सखित्व 


स्याद्वरभक्ष गुणहा[नरंव ।। १ ।। 
ताराशुभेऽथो वरकन्ययोस्तु 


त्रयस्तदध सदसड़सत्वे । 
महारि वरे सममित्रताया 


खेन्दत्रिकाम्बुप्रमिता गुणाः स्युः ।। २॥। 
वरे ऽरिमाम्ये ऽरिसुहत्त्वके ऽपि 

द्वयोश्च साम्ये सममित्रतायाम । 
एकापिपत्योमर्यामत्रतायां 


खेकद्रिवह्ृवम्बुशरा गुणा: स्युः ॥। 
साम्यं च षडनामनुजश्च देवी | 
पत्नीशरा: स्युः विपरीतक षट । 
देव्यड्भनाराक्षसनात्र चको 
गुणोऽन्यथा खं स्वथ दुष्टकूटे || ४ ॥। 


चेद्योनिमंत्री रमणी सुदूरं 
वेदानचेरखं त्वनयोः पदेकम । 
भरिक्षपादंक्य अभाव इष्ट 


चेत्कण्टके भारिनुद्रते घट ॥ ५॥। 
मिन्नक्षराश्येक्य इषन्मिता 





१९० बृहज्ज्योति:सार स० । 


` स्तन्यस्य सप्ताथ च नाडिभेदे । 
गजागुणक्यं त्रतितोऽधिक चे- 
त्ीकान्तयोःसोख्यकरं प्रदिष्टम्‌ ।। ६॥। 
वर कन्या दोनों का वर्ण एकही हो तथा वर का वर्ण 
उत्तम हो तो एक गुण होता है, वश्य जो भक्षक हो तो आधा 
गुण होता है, शत्रु वश्य हो तो एक गुण होता है और मित्र 
वश्य हो या सम वश्य हो तो दो गुण होते हैं । 
तारा के गुण । 
जो वर, कन्या दोनों का तारा शुभ हो तो तीन गुण होते 
'हें॥ एक तारा शुभ एक अशुभ हो तो डेढ़ गुण होता है। 
अन्यथा शून्य जानिए ॥ १॥। 
योनि के गुण । 
महावैर योनि हो तो शून्य गुण तथा वेर में एक गुण होता 
है। सम योनि में तीन गुण होते हैं और मित्रयोनि में चार 
गुण होते हैं ।। २॥। 
मैत्री के गुण। 
दोनों वर कन्या की राशि से शत्तुता हो तो शुन्य गुण 
होता है। एक शत्रु हो एक सम हो तो एक गुण होता है । 
एक शत्रु एक मित्र हो तो दो गुण होते हैं । दोनों सामान्य 
हों तो तीन गुण होते हैं। एक सम हो एक मित्र हो तो चार 
गुण होते हैं। दोनों राशियों का स्वामी एक ही हो तथा 
दोनों राशियों के स्वामियो से मित्रता हो तो पाँच गुण होते हैं । 
गण-मेत्री के गुण । 
दोनों वर कन्या का सम गण हो तो छः गुण होते हैं । 








मुहूतप्रकरण । १९१ 


वर मनुष्यगण हो, कन्या देवतागण हो तो पाँच गुण होते हैं । 
वर देवतागण हो, कन्या मनुष्यगण हो तो छः गुण होते हैं। 


कन्या देवतागण, वर राक्षस गण हो तो एक गुण होता है । यदि 


अन्यथा हो अर्थात्‌ मनुष्य राक्षस हो तो शून्य गुण होता है ।। ३॥ 
भकट के गुण । 
वर कन्या से षडष्टकादि दुष्टभकूट हो परन्तु पुरुष की राशि 
से स्त्री की राशि दूर हो और दोनों से योनि में मैत्री हो 
अर्थात्‌ योनिगुण में मित्रता हो तो चार गुण होते हैं। ये 
बातें न हों तो शून्य गुण जानना चाहिए। जो वर कन्या का 
नक्षत्र एक हो और चरणभेद हो तो एक गुण होता है। दोनों 
का नक्षत्र व चरण अभाव हो अर्थात्‌ और-और हों तो भी एक 
गुण होता हे । दुष्टकूट हो, राशीश से शत्रुता हो और स्त्री से 
पुरुष दूर हो तो छः गुण होते हैं । नक्षत्र भिन्न हो राशि एक ही 
हो तो पाँच गुण होते हैं । इनसे अन्य हो तो सात गुण होते हैं । 
नाड़ी के गुण । 
नाड़ी दोनों वर कन्या की अन्य-अन्य हो तो आठ गुण 
ओर जो एक नाड़ी हो तो शून्य गुण होता है। ये ऊपर 
लिखे सब गुणों का जोड़ यदि अठारह से अधिक हो तो 
विवाह शुभ अर्थात्‌ स्त्री पुरुष को सुखदायक है। जो अठारह 
से कम गुण हों तो विवाह अशुभ है और जो अठारह प्रे हों 
तो मध्यम जानना चाहिए ॥। ४-६ ॥ 
वण-दोष का परिहार । 


हीनवणो यदा राशी राशीशो वर्णमुत्तमम्‌ । 
तदा राशीश्वरो ग्राह्मस्तस्य राशि न चिन्तयेत्‌ ॥ १॥ 


| 

1 
| 
! 
१ 
| 
1 
है 
र 
| 
1 
| 
3 
| 
श्र 





१९२ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
राशि से जिसका वर्ण हीन हो और राशिस्वामी का वर्ण 
उत्तम हो तो विवाह शुभ है इसमें राशि का विचार न करे; 
स्वामी का ग्रहण करे ।। १ ।। 
राशि, स्वामी और वर्ण का चक्र । 





जि | | | 
१।5|२।७|३।६ जि ४ | २, 
॥ ल 2 | बिह | 
म० शु० | बु० वऽ . ¡| शर चं० ¦ सू" | 


| अन्न, ससकक्‍क् >>>, “7111012 
त t 





me “:८-/4< चन 












=-= गड 











न्न 


क्षत्रिय १ | उण | शुद्र | ब्राह्मण | शूद्र | वैश्य | क्षत्रिय 





वर्ण 
वध-प्रवेश-मुहुर्त । 


समाद्रिपञ्चाङ्दिने विवाहा- 
द्रधुप्रवेशोश्िदिनान्तराले । 
शुभः पस्स्ताडिषमाब्दमास- 
दिनेक्षवषोत्परतो यथेष्टम्‌ ॥ १ ॥ 
क्षिप्रमृद श्रोत्रवसुमूलमधानिले भ्रुव । 
वधप्रवेशः सन्नेशे रिकाराक्रे बुधे परेः ॥ २॥ 
विवाह के दिन से सोलह दिन के भीतर सम दिन में 
अर्थात्‌ दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, दशव, बारहवें, चौदहवें, सोलहव 
और सातवें, पाँचवें, नवें दिन में और सोलह दिनों के वाद पहले, 
तीसरे, पाँचवें वर्ष में और पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, नवें, 
ग्यारहवें महीने में वधूप्रवेश शुभ होता हे । पाँच वर्ष बीतने के 
बाद अपनी इच्छा के अनुसार सम-विषम वर्षे-मास आदि का 
विचार न करके किवा जहाँ तक वधूप्रवेश के मुहूर्त मिल सकें, वहाँ 
तक वर्ष-मास आदि का विचार करके वधूप्रवेश शुभ होता है। १॥ 











मुहुतंप्रकरण । १९३ 
शुवसंज्ञक नक्षत्र, क्षिप्रसंज्ञक और मृदुसंज्ञक* तथा श्रवण, धनिष्ठा, 
मुल, मघा और स्वाती इन नक्षत्रों में वधू-प्रवेश शुभ होता है । 
चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी इन रिक्ता तिथियों में; रविवार, 
भौमवार इत दिनों में और किसी आचार्य के मत से बुध दिन में 
भी बधूप्रवेश अशुभ होता है ॥ २॥ 

` द्विरागमन-मुहतं । 
विवाहद्विषमे वर्षे कुम्भमेषालिगे खो । 
बलिन्यकं विधो जीवे शुभाहे चाश्विनीमृगे ॥ १ ॥ 
रेवतीरोहिणीपुष्ये त्तरे श्रवणत्रये । 
हस्तत्रये पुनवस्वो तथा मूलानुराधयोः ॥ २ ॥ 
कन्यामीनतुले युग्मे बृषे प्रोक्तबलान्विते । 
लग्ने पद्मदलाक्षीणां द्विरागमनमिष्यते ॥ ३ ॥ 
संमुखे दक्षिणे शुक्र नो गच्छेत्त कदाचन । 
गभिए तु विगमां स्यान्नवोदा वनध्यतामियात्‌ । 
बालकश्चेद्विपद्येत विगेहादपि चेदुन्रजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
विवाह से विषम वर्ष में द्विरागमन शुभ है । कुम्भ, मेष और 
वृश्चिक के सूर्य हों; सूर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति बली हों और 
शुभ दिन हों; अश्विनी, मृगशिरा, रेवती, रोहिणी, पुष्य, तीनों 
उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुनर्वसु, 
तथा मूल और अनुराधा ये नक्षत्र शुभ हैं। कन्या, मीन, तुला, 
मिथुन तथा वृष ये लग्न स्त्रियों के द्विरागमन में शुभ हैं । संमुख 
१ . १-रोहिणी ओर तीनों उत्तरा ये नक्षत्र प्रवसमकही र्‍या तीनों उत्तरा ये नक्षत्र ध्रुवसज्ञक हैं । 


रेन हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजित्‌ ये नक्षत्र क्षिप्रसंज्ञक हैं। 
३--मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती ये मृदुसंज्ञक नक्षत्र हैं । 








१९४ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


और दक्षिण शुक्र में कभी न जाये । यदि गर्भिणी स्त्री जाये तो 
विना गर्भ की हो जाये और जो नवीन अर्थात्‌ बिना गर्भवाली 
जाये तो बन्ध्या हो । यदि बालक को साथ ले जाये तो बालक 
की मृत्यु हो जाय ॥ १-४॥। 
शुक्र का परिहार। 

एकग्रामे चतुष्कोऐ दुभिक्षे राजविग्रहे । 

विवाहे तीथयात्रायां प्रतिशुक्रो न विद्यते ॥ १ ॥ 

एक ग्राम में, चारों कोणों में तथा दुर्भिक्ष में, राजा से बिगाड़ 
होने में और विवाह में अर्थात्‌ बधूप्रवेशादि में या तीर्थयात्रा 
आदि में शुक्र के संमुख तथा दक्षिण का दोष नहीं होता ।। १ ।। 


गोत्र-भेद से शक्र-परिहार । 


कश्यपषु वाशष्ठद भृशुष्वाङ्गरसउु च । 
भरद्वाजे वत्सेषु प्रतिशुक्रो न विद्यते ॥ १ ।। 
कश्यपगोत्न, वशिष्ठगोत्र, भगुगोत्र, आङ्गिरसगोत्र, भरद्वाजगोल 
व वत्सगोत्न इन गोतों में शुक्र के संमुख तथा दक्षिण का दोप 
नहीं होता है ॥ १॥ 
पुनः शुक्र का परिहार । 
पित्र्ये गृहे चत्कुचपुष्पसम्भवः 
स्रीणां न दोषः प्रतिशुक्रसंभवः 
मृग्वाड्गरावत्सवाशष्ठकश्यपा- _ 
त्रीणां भरद्वाजमुनेः कुले तथा ।। १ ।। 
जिस स्त्री के कुच पिता के घर में उठें या रजस्वला हो उस 
स्त्री के लिए शुक्र के सम्मुख और दक्षिण का दोष नहीं है। 
भगु-गोत्र, आङ््गिरस-गोत्न, वत्स-गोत्र, वशिष्ठ-गोत्र, कश्यप-गोत्र, 


त्त्व डड डयडडडवडडडडडड्यययब_________ 1111111 





मुह्रतप्रकरण । १९५ 
अक्वि-गोत्र, भरद्वाजगोत्र इन गोत्रों में सम्मुख दक्षिण शुक्र का 
दोष नहीं होता है ।। १॥ 

शुक्रान्ध के अनुसार परिहार । 


रवत्यादिमृगान्ते च यावत्तिष्ठति चन्द्रमाः 

तावच्छुक्रो भवेदन्धः सम्मुखे दक्षिणे शुभ: ।। १ ॥ 

रेवती से मृगशिरा तक नक्षत्रों में चन्द्रमा हो तो शुक्र अन्ध 
होता है, वह सम्मुख और दक्षिण शुभदायक होता है ॥ १॥। 

शक्रान्ध-विचार । 
यावचन्द्र: प्रषभात्कृत्तिकाद्य 
पादे शुक्रोञ्न्धो न दुष्टोग्रदक्षे । 
मध्य मागं भागवास्तेऽपि राजा | 
तातक्तिष्ठत्सम्मुखत्वेऽपि तस्य ।। १॥। 

चन्द्र नक्षत्र, रेवती से क्रृत्तिका के पहले चरण तक शुक्र अन्ध 
रहता है । उसमें यात्रा करने से संमुख और दाहिने शुक्र का दोष 
नहीं होता है । राजा की यात्रा में मध्यमार्ग में ही यदि शुक्र 
अस्त हो जाय तो राजा ठहर जाय अर्थात्‌ जब तक उदय न हो 
तब तक वास करे अथवा सम्मुख रहे तब तक वास करे ।। १॥ 

दान द्वारा शुक्र का परिहार । 

सितमश्वं सितं छत्रं हेममोङ्गिकसं युतम्‌ । 

ततो द्विजायते दद्याअतिशुक्रप्रशान्तये ।। २॥ 

दीपिका में लिखा हे कि सफेद घोड़ा; सफेद छाता, 
` मोतीसंयुक्त सोना ब्राह्मण को देने से सम्मुख-दक्षिण शुक्र का 
दोष शान्त हो जाता है ॥ २॥ 





१९६ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
त्विरागमन-मुह्त । र 


ग्रादित्यहस्ते5न्त्यमगाश्विमेत्र 

तथा श्रविष्ठास्वपि वातपित्र्ये । 
वध्वास्तृतीयं गमनं प्रशस्तं 

स्याद्योगिनी शूलतमोविशुद्धो ।। १ ।। 


पुनवंसु, हस्त, रेवती, मृगशिरा, अश्विनी, अनुराधा, धनिष्ठा, 
स्वाती और मघा इन नक्षत्रों में वधू का त्रिरागमन (थवन) शुभ 
है। योगिनी, दिशाशूल और राहु का शुद्ध होना आवश्यक है ॥१।। 


` त्रिरागमन में मासिक राहु का विचार । 


आद्येऽकं म्रमते राहुः प्रवाशादिकचतुष्टये । 


सम्मुखे दक्षिण त्याञ्यस्तृतीयगमने स्रियाः ॥ १ ॥ 

मेष-राशि के सूय से पूर्वादि चारों दिशाओं में राहु बसता 
है । वह स्त्रियों के थवने में सम्मुख दाहिने वाजत है। चक्र से 
प्रत्यक्ष जानना ॥| १॥ 











मासिक राहु-वास का चक्र । | 
कचव । दक्षिण | पश्चिम उत्तर |राहुदिशावा | 
A Lah) Ml OS RS SA ONS Kod क 
मेष, सिह, । वृष, कन्या, | मिथुन, तुला, किक, वृश्चिक 
धनु 1 | मकर कुम्भ ड गी सूय-राशि 








राहु का फल । 
अग्ने राही च वेध्यं दक्षिण दुःखदो भवत्‌ । 
पृष्ठ पुत्रवती नारी वामे सोभाग्यशालिनी ।। १ ॥। 


सम्मुख राहु हो तो वेधव्य करे, दाहिने हो तो दुःख दे, पीछे हो तो 
पुत्रवती स्त्री हो और बाय हो तो सौभाग्यशालिनी हो ।। १॥ 











मुहुतेप्रकरण । १९७ 
त्रेमासिक राहु-विचार । 


गमोक्कतिथ्यादिषु कारयेद्बुधो 
वध्वास्तृतीयः पतिवेश्मनो गमः । 
तत्रालितास्रित्रिभसंस्थिते खो 
प्रागादि राहुन शुभोऽग्रदक्षे ।। १ ।! 
यात्रा की तिथ्यादिकों में पति के घर में वध-प्रवेश तीसरी बार 
अर्थात्‌ थवने में प्रवेश करावे तथा वृश्चिक के सूर्यों से तीन-तीन 
महीना राहु पूर्वादि चारों दिशाओं में वास करता है। वह राहु 
संमुख और दाहिने वर्जित है, चक्र में प्रत्यक्ष देखना ॥ १॥ 


त्रमासिक राहु का चक्र । 





पूर्व दक्षिण | पश्चिम राहुदिशावास 
गृहारम्भ का मुहूतं । 
मृगे धातृचित्रानुराधोत्तरान्त्ये 
धनिष्ठाकरस्वातिपुष्याम्बुपेषु । 
नभोमागवेशाखपोषे तपस्ये 


समन्दे शुभाहे गृहारम्भणं सत्‌ ।। १ ।। 
मृगशिरा, रोहिणी, चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रेवती, 
धनिष्ठा, हस्त, स्वाती, पुष्य और शतभिष ये नक्षत्र गृहारम्भ में 
शुभ हें । श्रवण, अगहन, वेशाख, पौष और फाल्गुन ये मास 
शुभ हैं । तथा शनिवार-समेत शुभ दिन होने चाहिए ॥ १॥ 





१९८ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
गहारम्भ में भूमि का लक्षण । 


श्वेता शस्ता द्विजेन्द्राणां रक्रा मूमिमहीभुजाम्‌ । 
विशां पीता च शूद्राणां कृष्णान्येषां तु मिश्रिता ।। १ ।। 
ब्राह्मण को सफेद भूमि, क्षत्रिय को लालवण, वश्य का 
पीतवर्ण और शूद्रौं को कुष्णवर्ण श्रेष्ठ है । अन्य वर्णो को मिश्रित 
अर्थात्‌ मिली हुई शुभ हे | १।। 
ग्रहो का विचार । 


भौमार्करिक्कामाद्यने चरेनेड्रें विपञ्चके । 
व्यष्ट्यारत्यरथः शुभगहारम्भस्त्याया रंग! वल, ।। ? ।। 
गहारंभ में मङ्गलवार रविवार, रिक्तातिथि. चर लग्न और 
पश्वक ये वर्जित हें । आठवे तथा वारहव शुभ-ग्रह अशुभ ह 
और तीसरे, ग्यारहवें और छठ पापग्रह शुभ ह ।। १ ॥ 
ग्रहारम्भ-चक्र । 


गेहाद्यारम्मेऽकमाद्वत्सशोष 
गामेदाहो वेदभेरग्रपादे । L 
शून्यं वेदेः पृष्ठपादे स्थिरत्वं | 
राम: पृष्ठ श्रीयुंगंदक्षकुक्ष ॥ ¦ ।। 
लाभो रामे: पुच्छगें: स्वामिनाशो 
वेदेनेंःस्वं वामकुक्षी मुखस्थः । 
रामे; पीडा सन्ततं वाकधिष्ण्या 
शवेरु्रे दिग्भिरुक्तं त्वसत्सत्‌ ॥ २॥। 


सूये के नक्षत्र से गृहारम्भ का वत्लिचर्क 'वचारे। तीन नक्ष & 











मुहतंप्रकरण । १९९ 


| के शीर्ष मे दे, उसका फल दाहकारक हे । चार नक्षत्र अग्र- 
पाद में देवे, उसका फल शून्य है और चार नक्षत्र पृष्ठपाद में दे, 
उसका फल स्थिरता है और तीन नक्षत्र पृष्ठ में दे, उसका फल 
लक्ष्मीप्रद है । चार नक्षत्र दाहिनी कोख में दे, उसका फल लाभ- 
प्रद है । तीन नक्षत्र पृच्छ में दे, उसका फल स्वामि-नाशक हे । 
चार नक्षत्र वाम कोख में दे, उसका फल निःस्वताकारक अर्थात्‌ 
दरिद्रता है । तीन नक्षत्र मुख में दे, उसका फल सन्तानपीडक हे 
अथवा सूर्य के नक्षत्र से सात नक्षत्र अशुभ हैं, फिर ग्यारह शुभ 
हें. फिर दश अशुभ हैं, इसी क्रम से जानना चाहिए॥ १-२ 


सूर्य-नक्षत्र से गुहारम्भचक्र का न्यास । 


क्षिण- | ____ | वाम 




















शीप पृष्ठ | पुष्ठ पुच्छ मुख | अङ्ग 
। पाद | पाद | कुलिः | ०7 किता 5 रै 
ए ber इ क ३.1: ३ नक्षत्र 
श | >>. 55 यन बार विक निति | Ee Ed नका तफ कछ कोक । Mains पं ] MR ai 
र । स्वामि- | दरि- | संतान| 
दाह | शून स्थर त्त्‌ ला | | ~ फल 
ह्‌ य | स्थिरता |लक्ष्मी| लाभ नाश | द्रता पीडा फ़ल 
पुनः चक्र । 





ग्राम का ऋण-धन-विचार । 


स्ववग॑ द्विगुणं कृत्वा पखगेंण संयुतम्‌ । 
ग्रष्भिस्तु हरेट्टागं योऽधिकः स ऋणी भवत्‌ ॥ १ ॥ 


अवर्ग आदि जो आठ वर्ग विवाह में कह आये हैं उनसे ग्राम 





२०० ब्रृहज्ज्योतिःसार स० । 


का ऋण-धन विचारे । अपने नाम का वर्ग दूना करे, फिर 
उसको ग्राम के वर्गाङ्क में जोड दे, उसमें आठ का भाग दे, जो 
शेष बचे, वह अलग धरे, फिर ग्राम के वर्गाङ्क को दूना करके 
अपने वर्गाङ्क में जोड़ दे, उसमें आठ का भाग दे, जो शेषाङ्कु 
बचे उसे अलग धरे, दोनों अड्ू में देखे जो अधिक हो सो ऋणी 
होता है और जो कम हो वह धनी होता है । 


उदाहरण । 

जैसे ग्राम का नाम लखनऊ है, और नाम है मुंशी नवलकिशोर 
साहब, तो लखनऊ का वर्ग सातवाँ अङ्कू हुआ और नवलकिशोर 
साहब का वर्गाङ्क पाँचवाँ हुआ (देखो वर्ग चक्र पृ. १८२ ) । 
पहले ग्राम के अङ्क को दूना किया तो हुआ १४, इनमें नाम के 
वर्गाङ्क जोड़ने से हुए १९, उसमें आठ का भाग दिया तो शेषाङ् 
रहा तीन, ये ग्राम के अङ्कु हुए । अब नाम के वर्गाङ्क को दूना 
किया तो दस हुए, उसमें ग्राम का वर्गाङ्क जोड़ा तो १७ हुए, 
उसमें आठ का भाग दिया तो शेषाङ्क एक बचा ! दोनों अद्धों 
में ग्राम का अङ्क अधिक आया और मुंशी नवलकिशोर साहब 
का न्यून हुआ इसलिए इनको धनी और ग्राम को ऋणी जानना 
चाहिए ॥ १॥ 

गृहारम्भ में पूर्वोक्त राहुमुख-चक्र । 













ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय दिशा 








वृश्चिक, धनु, | कुम्भ, मीन, |वृप, मिथुन, 
| ` मकर | मेष ककं 


सिह, कन्या, 


तुला सूर्य-राशि 





१--पहले इसी प्रकरण में देवालये गेहविधौ' इत्यादि श्लोक द्वारा राहु के वास 
आदि का वर्णन कर चूके हैं । देखो पृष्ठ ८६ । 


मुहृतेप्रकरण । ५३१ 
जिस दिशा में मुख हो उसको पहली दिशा में खात होता है. 
उसमें खोदना शुभ है तथा पूर्वोक्त भूमिसुप्त भी विचारना चाहिए । 
दूसरे के हाथ में मकान जाने का योग । 
युनाम्बरे यदेकोऽपि परांशस्थो गृहम्‌ । 
अब्दान्तः परहर्तस्थं कुयाचेद्रणपोऽबलः ।। १ ।। 


जिस घर के प्रारम्भ काल में कोई एक भी ग्रह शत्रु के नवांश 
में स्थित होकर लग्न से सातवें और दशव स्थान में स्थित हो 
तो वह ग्रह वर्ष के भीतर ही घर को, बनवानेवाले के हाथ से 
दूसरे के हाथ में कर देता है । यदि उसके वर्ण का स्वामी बली 
हो तो शुभ होता है । शुक्र और बृहस्पति ब्राह्मण के स्वामी; 
मङ्गल और सूर्य क्षत्रिय के स्वामी; चन्द्रमा वैश्य का स्वामी 
और बुध शूद्र का स्वामी है ॥| १॥। 


राक्षसों और भूतों के निवास का विचार । 
अजेकपादहिबु'न्यशक्रमित्रानिलान्तकः | 
समन्दमन्दवारे स्याद्रक्षोमूतयुतं गृहम्‌ ।। १॥ 


शनियुक्त पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाती 
और भरणी इन नक्षत्रों में तथा शनिवार के दिन आरम्भ किये 
हुए घर में राक्षसों और भूतो का निवास रहता है । ॥ १।। 


ग्राम-वास का फल । 
ग्रामो यत्र भवेदक्षे तदाद्याः सप मस्तके । 
पृष्ठे सप्त हदि सप्त सप्त पादे च तारका ॥ १ || 





ee 


१--इसका विवरण राहुवास के प्रथम ही इसी प्रकरण में ' प्रद्यातनात्प च्चः 
इत्यादि श्लोक द्वारा कर आए हैं। देखो पृष्ठ =३ । 

२---'हृदि-सप्त' यहाँ पर यद्यपि यति-भङ्ग है, पर सौ वर्ष के ऊपर की लिखित 
शीघ्रबोध की प्रति में भी यही पाठ है, इसलिए सह्य है । 
































२०२ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


मस्तके च धनी मान्यः पृष्ठ हानिश्च निधेनः । 
हदये सुखसंपत्तिः पादे पयटनं फलम्‌ ।। २ ।। 
ग्राम के नक्षत्र से सात नक्षत्र ग्राम के मस्तक पर दीजिए, 


और सात नक्षत्र पीठ में देना; सात हृदय में स्थापित करना 
और सात नक्षत्र चरण में देना चाहिए ।। १॥। 


फल । 


अपना नक्षत्र यदि ग्राम के मस्तक में पड़े तो धनी हो और 
ग्राम में सम्मान पावे, पीठ में पड़े तो हानि हो और निर्धन हो, 
हृदय में पड़े तो सुख सम्पदा हो और चरण में पड़े तो विदेश में 
भ्रमण कराये ॥ २॥। 
ग्राम-राशि-विचार । 
एकमे समे गरामे वेर हानिखिषष्ठग । 
तु्ाष्टरद्रादशे रोगः शषस्थाने सुखं भवत्‌ ।। १ ।। 
अपने नाम-राशि से ग्राम की राशि एक ही हो या सातवी 


हो तो विरोध हो, तीसरे और छठे हो तो हानि हो, चौथे | 


आठवें और बारहवें हो तो रोग हो और शेष स्थान सुखकारक 


होते हैं।। १ ॥ 
ग्राम-निवास में दिग्विचार । 
मध्ये ग्रामस्य गोद्रन्द्रनक्रसिहाख्यराशयः । 
मीनालिकन्यका: प्रवे दक्षिणे ककरांशिकः।। १ ।।. 
धन्विनः पश्चिमे मेषस्तुलाकुम्भस्तथीत्तरे । 
नो वसेयुर्नराः सोस्यघनलाभात्मजारथिनः।। २ | 
वृष, मिथुन, मकर और सिंह राशिवाले नगर के मध्य में 


निवास न करें । मीन, वृश्चिक, कन्या राशिवाले पूर्व दिशा में 
निवास न करें और कर्क राशिवाले दक्षिण दिशा में निवास न 








'मुह॒तेप्रकरण । २० 


>2// 


करें । धनु राशिवाले पश्चिम दिशा म निवास न करे तथा मेष, 
तुला और कुम्भ राशिवाले उत्तर दिशा का परित्याग करे । जो 
मनुष्य सुख, धन और सन्तान को चाहें उनको इन दिशाओ में 
निवास करना उचित नहीं है ।। १-२ ॥। 

*> ९ C 

वंनतेयमुखा वगा बलिष्ठाः प्रवत: क्रमात्‌ । 

स्वदिशास्य गं श्रेष्ठ पञ्चम्यां दिशि मृत्युदम्‌ ॥ ३॥ 

पूर्व आदि आठ दिशाओं के क्रम से गरुड़ आदि आठ वर्ग 
उत्तरोत्तर वली हैं । यह विषय नीचे लिखे चक्र से भली भाँति 
विदित हो जायेगा । जिस वर्ग की जो दिशा है वही श्रेष्ठ है 
परन्तु अपने से पांचवी दिशा को मृत्युदायक समझना चाहिए ।।३।। 


वर्ग-दिशा श्रेष्ठता चक्र । 













| 
मेष ' वग 


विवि तव क re है. *.>- > ति >>. >. 


1 





|| 
1 
गंमद बदाम 


१ 
मिट | जवान सर्प ' मूषक | मृग 
ह ह कणी 
ने ऋत्य|प श्चिम 


- | ं नु 





वायव्य| उत्तर ईशान । दिशा 
| 


ली न) न मी न 





~= *>>-> >> -- जा 














२०४ बृहज्ज्योति:सार स० । 


पिण्डविचार । 


एकोनितेष्टक हताडितिथ्यी 
रूपोनितेष्टायहतेन्दुनाग ; । 
युक्का घनंश्चापि युता विभक्का 
भूपाश्‍विमिः शेषमितो हि पिण्डः ॥ १ ॥ 
स्वष्ठायनक्षत्रभवोऽथ दघ्यद्द- 
्स्याद्वि्तृतिविस्तृतिहच दीघता । 
आया ध्वजो धुमहरिश्वगोखर- 
भध्वांक्षका: पिण्ड इद्वाषटशधिते ॥ २ ॥ 
जिस प्रकार विवाह में वर-कन्या के जन्म-नक्षत्र से मेलापक 
का विचार किया जाता है, वेसे ही ग्राम आदि के निवास में भी 
ग्राम के प्रसिद्ध नाम से तथा निवास करनेवाले के प्रसिद्ध नाम 
से विचार करना चाहिए । 
ग्राम के नाम-नक्षत्र को इष्ट मानकर उस इष्ट नक्षत्र को संख्या 
में एक घटा दे, जो दोष रहे उससे एक सौ बावन की गुणा करे, 
फिर उसे अलग रख देना और अपने इष्ट आय में एक घटा देना, 
उसे इक्यासी से गुणा करना, फिर दोनों अङ्कों को जोड़कर 
उसमें सत्रह और जोड़ देता और उसमें दोसौ सोलह का भाग 
देना शेष पिण्ड (क्षेत्रफल) होता है । 
पिण्ड के अङ्कु में व इष्ट आय नक्षत्र के अङ्क में अर्थात्‌ जिसमें 
दो सौ सोलह का भाग दिया है वही अङ्क इष्ट आय नक्षत्र का है। 
उसमें कल्पित हाथों की लम्बाई का भाग देने से लब्ध चौड़ाई 
आयेगी । चौड़ाई का भाग देने से ल म्बाई सिद्ध होगी । शेषा 
को चौबीस से गुणा करके पूर्वप्रकार से भाग देने से लम्बाई- 
चौड़ाई के अंगुल निकलंगे । कमती-बढ़ती, लम्बाई-चौड़ाई किया 





मुह॒तेप्रकरण । २०५ 


चाहे तो पूर्वोक्त अङ्कु में दो सौ सोलह घटा-बढ़ा ले, फिर उसमें 
भाग देकर अपने कार्याथे लम्बाई-चौडाई निकाल ले, यह ऊपर 
से ज्ञात होता है। पिण्ड में आठ का भाग देने से लब्ध 
ध्वजादिक आठ आय होते हैं । | 
क्रम से नाम ध्वज १ धूम २ हरि ३ शवान ४ गो ५ खर ६ 
हाथी ७ काक ८ इस क्रम से शेषाळू में आठ आय जानना 
चाहिए ॥ १-२॥। 
आय ओर हार-विचार । 
ध्वजादिका: सवदिशि ध्वजे मुखं 
काय हरों प्रवयमोत्तर तथा । 
प्राच्यां वृषे प्राग्यमयोग ज ऽथवा 
पश्चादुदकपूवयम ।द्जादतः ॥ १॥ 


` पूर्वोक्त ध्वज आय का चारों दिशाओं में द्वार प्रसिद्ध है 
तथा सिह आय का मुख, पूर्व-दक्षिण-उत्तर प्रसिद्ध है । वृष आय 
का पश्चिम मुख का द्वार प्रधान है। गज आय का पूर्वे दक्षिण 
मुख प्रधान है । ब्राह्मण को पश्चिम मुख, क्षत्रिय को उत्तर 
मुख, वेश्य को पूर्वं मुख और शूद्र को उत्तर मुख द्वार करना 
उचित है ॥ १ ॥ 


अन्य प्रकार से आय का विचार । 
विस्तारगुणितं देव्य गृहक्षेत्रफलं लभेत्‌ । 
तत्पृरथग्वसुभिभकतं शंषमायो '्वजादिकः ॥ १॥ 
ध्वजो धम्रोऽथ सिंहः श्वा सोरभेयः खरो गजः । 
ध्वांक्षश्चेव क्रमेणेतदाथाष्टकमुदीरितम्‌ ॥ २ ॥ 
ध्वजे कृतार्थो मरणं च धूमे 
सिटे जयश्चाथ शुनि प्रकोपः । 





२०६ र स० । 
वृषे च राज्यं च खरे च दुःखं शर 
ध्वांक्षे मृतिश्वेव गजे सुखं स्यात्‌ ॥ ३॥ 
ब्राह्मणस्य ध्वजो ज्ञेयो सिहो वे क्षत्रियस्य च । 
वृषभश्चंव वश्यस्य सवषां तु गजः स्मरतः ॥ ४ ॥ 
कल्पित लम्बाई-चौड़ाई को अथवा चोड़ाई-लम्बाई को 
आपस में गुणने से क्षेत्रफल होता है। उसी में आठ का भाग 
देने से जो बाकी बचे वे ध्वज आदि आय होती हैं। ध्वज १, 
धूम २, सिंह ३, श्वान ४, बेल ५, खर ६, हाथी ७, काक ८, 
ये आठ आय क्रम से जानिए । 
आय-फल । 


धवजसंज्ञक आय का फल कृतार्थे अर्थात्‌ प्रसन्नता, धूम का 
फल मरण, सिंह आय का फल जयकारक, शवान आय का फल. 


| 


कोप, वृष का फल राज्य, खर आय का फल दुःख, धर्वाक्ष | 
आय का फल मृत्यु और राज आय का फल सुख होता है । ! 
ब्राह्मण-वर्ण को ध्वज आय, क्षत्रिय को सिह्‌ आय और वेश्य को ; 
वृष आय शुभ है तथा संपूर्ण वर्णा को गज आय शुभ है ।। १-४॥ ' 
इष्टक्षज्ञान । | 
पुष्याश्विनीवारुणपूवभाद्र- 
मित्राणि पूर्वोत्तरहस्तचित्रा: । छ| 
ज्येष्ठा्यमामित्रशशाङ्कमूल- 
क्णो धनिष्ठामगर्भ मघा च ॥ १॥ 
श्लेषान्त्यपूभान्त्यमथाम्बुपेश- 
मूलेन्दुपोष्णोत्तरमाद्रभानि । 
अश्वादिनक्षत्रसमुड्वाना- 
मिष्टक्षभानां क्रमशो गृहेषु ॥ २ ॥ 











कु 


मुह॒तं प्रकरण । 


। ५८: 1०२ (४२५४ 


॥ 2-७ ॥ 98)1% 1७७४४ bls hte R kk 9१८ । है Ross 
७ 12९६४ 1५ 1021 | 11£8 clk Fle Ihe | 1128 hab 182४3 Ihe 12 8112 ४11: 1५२२1६) 
॥>४७६)४ Rk । 0818 12210 R hk ५ kk >> (8४2५४ 1५ |pbb 173211>12 311226) 


२०८ बृहज्ज्योति:सार स० । 
खनन का प्रकार । 


जलान्तं प्रस्तशन्तं वा पुरुषान्तमथापि वा । 
क्षत्रं संशोध्य चोद्घत्य शल्यं सदनमारभत्‌ ॥ ? ॥ 
जलान्त तक अथवा जहाँ पत्थर मिले वहाँ तक, एक पुरुष 


की गहराई तक खोदकर जगह शुद्ध करे और शल्प अर्थात्‌ हाड 
निकालकर मकान बनाना उचित है ॥ १ ॥ 


शुभाशुभ भूमि का विचार । 


खन्यमाने यदा सत्रे पाषाणः प्राप्यते तदा । 

धनायुश्चिरता वें स्यादिष्टकासु धनागमः ॥ 

कपालाड्जास्केशादो व्याधिना पीडितो भवत्‌ ॥ १ ॥ 
यदि क्षेत्र के खोदने पर पत्थर निकलें तो धन क्षौर आयु को 


वृद्धि हो । यदि ईंट निकलें तो धन की प्राप्ति हो । कपाल, 
कोइला और केश आदि निकलें तो रोग से पीड़ा हो ।। १ ॥ 


घर में स्नान-गह आदि का विचार । 


स्नानस्य पाकशयनाखभुजेश्च धान्य- 
भाणडारद्वतगृहाणि च पवतः स्युः । 
तन्मध्यतस्ठु मथनाञ्यपुरीषविद्या- 
भ्यासाख्यरोदनरतोषधसवधाम ॥ १ ॥ 
पूर्वदिशा में स्तान-गृह्‌, आग्नेय में पाक-गृह अर्थात्‌ रसोईघर, 
दक्षिण में शयन-गृह, नैऋत्य में शस्त्र-गृह, पश्चिम में भोजन-गुह, 
वायव्य में धान्य-संग्रह, उत्तर में भाण्डार-गृह्‌ अर्थात्‌ बरतन रखना 
आदि और ईशान में देवता-गृह होना चाहिए । इन सबके बीच में 
क्रम से दधि-मथन-गृह, घृत-संग्रह-गृह, पुरीष-गृह अर्थात्‌ विष्ठा 
के त्याग का घर व विद्याभ्यास का घर, रोदन-गृह, रतिगृह 





मुहुतंप्रकरण । २०१ 
तथा ओऔषध-गृह और सरवंधाम-गह ये सब होने चाहिए । यह 
त्रात गृह-चक्र से स्पष्ट ज्ञात हो जावेगी ॥ १ ।। 


ग॒ ह-निर्माण-चक़् । 
व जा जक i 0)... 
ह | आग्नय | दक्षिण] नेऋंत्य | पश्चिम | वायव्य | उत्तर र हि: के पूर्व |. दि 


स्नान | पाक | शयन | जास्त | भोजन त्य भाण्डार | उवता ता | 
गृह | ग्रह | रह | गृह | गह | झुठ | गह | ग्रह 


१ 


गृहायु का विचार । `| 
जीवाकविच्छुक्रशने श्चरेषु || 
लग्नारिजामित्रस॒खत्रिगेषु । BI 
स्थितिः शतं स्याच्छरदां सिताको 
रज्ये तनुत्र्यङ्गसुतं शते द्रे ॥ १ ॥ 
लग्नाम्बरायेषु भगुज्ञमानुभि 
केन्द्रे गुरों वषशतायुरालयम्‌ । 
बन्धो गुरुव्योम्नि शशी कुजार्कजों 
लाभ तदाऽशोतिसमायुरालयम्‌ ॥ २॥ 
स्वोच्च शुक्र लग्नगे वा गुरो वेश्मगते5थवा । 
शना स्वोच्च लामग वा लक्ष्म्या युक्त चिरं गृहम्‌ ॥ ३ ॥ 

















२१० बृहज्ज्योतिःसार स० । 


गृहारम्भ के समय लग्न में बृहस्पति, छठे सूर्य 1 सातवें बुध, 
चौथे शुक्र और तीसरे शनि हो तो गृह की आयु सौ वर्ष 
की हो । 

प्रदि लग्न में शुक्र, तीसरे सूर्य, छठ मङ्गल और पाँचवे 
बृहस्पति हो तो मकान की आयु दो सौ वर्ष की हो ॥ १॥ 

यदि लग्न में शुक्र, दसवें बुध, ग्यारहवें सूये और 
केन्द्र अर्थात्‌ १। ४ ।७।१० में बृहस्पति हो तो सौ वर्ष 


की आयु हो । 
यदि चौथे बृहस्पति, दशवे चन्द्रमा और मङ्गल तथा 


शनैश्चर ग्यारहवें हो तो अस्सी वर्ष की आयु होती है ।। २॥। 
यदि उच्च का शुक्र अर्थात्‌ मीनराशि का होकर लग्न में पड़े, 
बृहस्पति चौथे और शनेश्चर उच्च का अर्थात्‌ तुला का होकर 
ग्यारहवें हो तो मकान ल क्ष्मीयुक्त और चिरस्थायी हो ॥१॥ 
गृह-नाशयोग । 
गृहेशतस्खीसुखवित्तनाशो- 
उर्केन्द्रीज्यशुक्रे विबलेऊस्तनीचे । 
कतुं: स्थितिनों विधुवास्तुनोभ 
पुरःस्थिते पृष्ठगते खनिः स्यात्‌ ॥ १॥ 
गृहारम्भ के समय यदि सूर्य, चन्द्रमा, बृहस्पति और शुक्र 
निर्बल. अस्त किवा नीच के हों तो क्रम से गृहेश, गृहेश की 
स्त्री, सुख और धन का नाश करें। चन्द्रनक्षत्र ढोर के सम्मुख 
पड़े तो कर्ता (मकान बनानेवाले) की स्थिति न रहे । यदि 
पीछे पड़े तो मकान खोदा जाये ॥ १ ॥ 
चन्द्रनक्षत्रज्ञान । 
कृत्तिका आदि सात-सात नक्षत्र पूर्वं आदि चारों दिशाओं में 


१--चन्द्रमा और वास्तु नक्षत्रों के द से जानने बी रीति 'मुहर्तचिन्तामणि' में. की रीति 'मुह॒तंचिन्तामणि में 
विशद रूप से वर्णित है । 























मुहुतंप्रकरण । २११ 


[ करते हैं, यह जानना चाहिए । गृह का द्वार पहले निश्चित 
करके विचार लेना । नींव देने के समय विचारना कि नींबका |! 
नक्षत्र किस दिशा में है । वह द्वार के संमुख व दक्षिण शुभ तथा | | 
वाम व पृष्ठ अशुभ होता हे । | 








मकान के धुव आदि नामों का विचार । 


दिक्ष ्वादितः शालाभुवा भू दो कृता गजाः । 
शालाश्रुवाङ्कसंयोगः सेको बेश्मध्रुवादिकम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्रवधान्ये जयनन्दो खर्कान्तमनोरमम्‌ । 
सुमुखं दुमुंखोग्रं च रिषुदं धनदं क्षयम्‌ ॥ २॥ 

` आक्रन्दं विपुलं ज्ञेयं विजयं चेति षोडश । 
गृह प्रवादिक ज्ञेयं नामतुल्यफलप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 


पूर्व आदि चारों दिशाओं में शाला के अङ्क क्रम से जोड़ दे। | | 
पूर्व में १, दक्षिण में २, पश्चिम में ४ और उत्तर में =। जिस ||| 
दिशा में शाला हो उस दिशा के अङ्क जोड़कर एक और जोड़ | 
दे । जितने अङ्कु हों वे ही ध्रुव आदि गृह के नाम होते हैं-- 


ध्रुव १, धान्य २, जय ३, नन्द ४, खर ५, कान्त ६, 
मनोरम ७, सुमुख ८, दुर्मुख ९, उग्न १०, रिपुद ११, धनद १२, 
क्षय १३, आक्रन्द १४, विपुल १५ और विजय १६ 
ये सोलह नाम हैं। इनका फल नाम के तुल्य ही जानना 
चाहिए ॥ १-३ ॥ 


२,१२ बृहज्ज्योतिःसार सऽ । 


ग हार्य शभाशभ फल का चक्र । 





ह F 
जय | नन्द | खर | कान्त । मनोरम सुमुख! गह- 


1. # ER $ ८ नाम 





धान्य | 
य » १ ४, १ 4 


Ea तिलको अक 


शुभ | शुभ | शुभ | शुभ | अशुभ! शुभ 





nnd 





Fd 


शुभ | शुभ | फल 








> ——-— | = ललल 


| 





|_| त | 
धनद | क्षय | आक्रन्द | विपुल |विजय| गहः 
१२ | १३ | १४ Fi १६ | नाम 
त | 
| 


दुर्मख| उग्र | रिपुद 


PEF po ois आडात कल क. 











। 


अशुभ 





अंश-फल-विचार । 


७ ७ OC 
भं नागतष्टं व्यय ईरितोऽसो 
्रुवादिनामाक्षस्युक्स पिण्डः | 
तष्टो गुणरिन्द्रकृतान्तभूपा 
हंशा भवेयुन शुभोऽन्तकोऽत्र ॥ १ ॥ 
पूवं कहे हुए-इष्ट नक्षत्र की संख्या में आठ का भाग देने से जो 
शेष बचे वही ब्यय कहा जाता है। इसका प्रयोजन यह है कि 
आय की अपेक्षा न्यून व्ययवाला घर शुभ होता है । व्यय में ध्रुवा- 
दिकों के नाम के अक्षर जोड़ना, उस अङ्कु में पिण्ड जोड देना, 
उसमें तीन का भाग देना, एक शेष रहे तो इन्द्र का अंश, दो शेष 
बचें तो यमराज का अंश और तीन बचें तो राजा का अंश होता 
है। जिस घर में यम का अंश रहता है वह घर शुभ नही होता है ॥१॥ 
ध्रवादिकों के नामाक्षर जानने की संख्या । 


ध्रुव, धान्य, जय, नन्द, खर, कान्त इनके नामों में दो अक्षर, 
मनोरम में चार अक्षर, सुमुख व दुर्मुख में तीन अक्षर, उग्र में दो 





मुहतंप्रकरण । २१३ 
अक्षर, रिपुद मं तीन अक्षर, धनद में तीन अक्षर, क्षय में दो 
अक्षर: आक्रन्द, विपुल और विजय में तीन अक्षर होते हैं । 

पृथ्वी शोधन-प्रकरण । 
कुण्डाथपृथ्वीपरिशोधहेतव 
प्रध्टमुखाद्यः प्रथमं स्फुटीभवत्‌ । 
वर्गादिवर्ण: किल तद्दिशि स्पृतं 
शल्यं मुनीन्द्रहपयस्तु मध्यतः ॥ १ ॥ 
नवीन मकान के लिए प्रथम पृथ्वी शोधन करे । प्रश्नकर्ता 
के मुख से जो आदि अक्षर निकले उसी से प्रश्न विचारे । 
अवर्गादि जो आठ वग हैं उनसे पूर्वादि आठों दिशाओं में 


शल्य क्रम से जानना चाहिए। और ह, प और य, ये अक्षर 
मध्य में जानना ॥ १॥। 


स्मृत्वेष्देवतां प्रष्टवेचनस्याद्रमक्षरम । 
गहीत्वा तु ततः शत्याशल्यं सम्यग्विचायते ॥ २॥ 


पहले प्रश्नकता इष्ट देवता का स्मरण करके प्रश्न करे । प्रश्न 
के आदि अक्षर से शल्याशल्य का विचार करे || २ ॥ 


प्रश्नाक्षरों के फल । 

पृच्छायाँ यदि अः प्राच्यां नरशस्यं तदा भवेत्‌ । 
साद्धहस्तप्रमाएन तच मानुष्यमृत्युङ्गृत्‌ ॥ ३ ॥ 

प्रष्टा के मुख से आदि अक्षर अवर्ग का निकले तो पूर्वदिशा 
में डेढ़ हाथ गहरा खोदने से मनुष्य की हट्टियाँ निकलेंगी, 
उनको मृत्युकारक जानना चाहिए ॥ ३॥ 
आग्नेय्याँ दिशि कः प्रश्ने खरशल्यं करये । 
राजदणडो भवेत्तत्र भयं नव निवत्तते ॥ ४॥ 








२१४ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


यदि पहला अक्षर कवर्ग का निकले तो आग्नेय कोण में 
दो हाथ खोदने पर गदहे की हड्डियाँ निकलेंगी, उससे राज- 
दण्ड का भय कभी निवृत्त नहीं होता है ।। ४ ॥ 
याम्यायां दिशि च प्रश्ने तदा स्यात्कटिसंस्थितम्‌ । 
नरशल्यं गृहे तस्य मरणं चिररोगतः ॥ ५ ॥ 

यदि आदिका अक्षर चवग का हो तो दक्षिण दिशा में 
कमर के बराबर गहरे में मनुष्य की हड्डी निकले, उससे चिरकाल 
के रोग में मरण हो ॥ ५ ॥। 
नेऋत्यां यदि ट: प्रश्ने साद्धहस्तादधःस्थले । 
शुनोऽस्थि जायते तत्र बालानां जायते मृतिः ॥ ६ ॥ 

यदि आदि में टवर्ग निकले तो नेऋत्य दिशा में डेढ़ हाथ 
खोदने से कुत्ते की हड्डी निकले, उसका फल बालकों की 
मृत्यु है ॥ ६ ॥। 
तः प्रश्ने पश्चिमायां तु शिशोः शल्यं प्रजायते । 
साद्धहस्ते गृहस्वामी न तिष्ठति सदा गृहे ॥ ७॥ 

तवग का उच्चारण करे तो पश्चिमदिशा में डेढ़ हाथ गहरे मे 
बालक की हड्डी निकलेगी, उसका फल घर का स्वामी सदा 
घर में न रह सके ॥ ७ ॥। 
वायव्यां दिशि पः रशने तुषाङ्गागश्चतुष्कर । 
कुर्वन्ति मित्रनाशं च दुःस्वम्रदशनं सदा ॥ ८॥ 

पवर्ग का उच्चारण हो तो वायव्यदिशा में चार हाथ के 
गहरे में जरी हुई धान की भूसी व कोइला निकले, उसका 
फल मित्रनाशक तथा दुःस्वप्नप्रदशॅक है ॥ ८ ॥ 


मुह॒तेंप्रकरण । २१५ 


उदीच्यां दिशि यः प्रश्ने विप्रशल्यं करादधः । 

तचत्रं निर्धनत्वाय कुबेर्सहशस्यहि ॥ ` ॥ 

यवर्ग का उच्चारण हो तो उत्तरदिशा में एक हाथ गहरे में . 
ब्राह्मण की हड्डियाँ निकलें, इसका फल कुबेर के समान धनाढ्य 
भी निर्धनी हो जाये ॥ ९ ॥। 

$शान्यां यदि शः प्रश्ने गोशस्यं साड़हस्ततः । 

तदगो६नस्य नाशाय जायते गृहमेधिनः ॥ १० ॥ 


i 


शवर्ग का उच्चारण हो तो ईशान दिशा में डेढ़ हाथ खोदने 
से गौ के हाइ निकलें, उनका फल गोधन का नाश है ॥ १०॥। 
पया; कोष्ठमध्ये च वक्षोमात्रं भवेदधः । 
नकपालमथो भस्मलोहं तत्कुलनाशकृत्‌ ॥ ११ ॥ 
ह, प और य का उच्चारण आदि प्रश्‍न में हो तो घर के बीच 
में छाती के बराबर गहरे में मनुष्य की खोपड़ी व भस्म ब लोह 
निकले, उसका फल कुल का नाश है ॥ ११॥ 


द्वार-मुहृतं । 
अश्रिन्यामुत्तराइरतपुष्यश्रतिमगेषु च । 
स्वातो पोष्णे च रोहिण्यां द्रार्शाखावरोपणस्‌ ॥१॥ 
अश्विनी, तीनों उत्तरा, हस्त, पुष्य, श्रवण, मृगशिरा, स्वाती, 
रेवती और रोहिणी इन नक्षत्रों में द्वार रखना शुभ है ॥ १॥। 
द्वार-चक्र । 
सर्यभादेदमेः शीषे सं्थितेधेनसम्पदः । 
गहस्योदसनं तस्मादष्टमिः कोणसंस्थितः ॥ १॥ 








२१६ बृहज्ज्योतिःसार सऽ । 


शाखास्वष्टामितेस्तस्माद्वनं सोख्यं भवेद्गृहे । 
देहल्यां तु त्रिभिधिष्ण्येमृत्युगृहपतेभवत्‌ ॥ २ ॥ 
चतुभिमध्यगेस्तस्मादद्रव्यलाभ सुखं भवेत्‌ । 
पतच्चक्रं विचायादो द्वारं कुयौत्स्वमन्दिरे ॥ ३॥ 


ूर्य-नक्ष् से दिन-नक्ष्र तक द्वार-चक्र गिने अर्थात्‌ जिस नक्षत्र 
में सूयं स्थित हो उससे लेकर चार नक्षत्र द्वार के शिर | 
उत्तरंग में दे, उसका फल लक्ष्मीदायक है । आठ नक्षत्र चारो 
कोणों में दे, उसका फल उजाड है । आठ नक्षत्र शाखा (बाजू) में 
दे, उसका फल धन और सुख है । तीन नक्षत्र देहली (चोखट) मे 
दे, उसका फल गृहेश की मृत्यु है। चार नक्षत्र मध्य में दे, 
उसका फल द्रव्य का लाभ तथा सुख है । इस प्रकार मकान के द्वार 
को विचार कर मकान का दरवाजा स्थापित करना चाहिए।।१-३।। 


सुर्य-नक्षत्र से द्वार-चक्र-न्यास । 


है | | 
बाज... |, देहली ..!.. मध्य 





उद्दसन | सुख | गृहपतिमरण 


कपाट-चक्क । 
कृताकराब्धियुग्मराममन्तकारशच वा रिध 
करो समुद्रसूयभादिनक्षकं फलं वदत्‌ । 
धनागम विनाशसोस्यबन्यनं मतिः क्षत: 
शुभ च मन्दमङ्गलं शुभं कपाटचक्रयोः ॥ १॥ 
सूर्य के नक्षत्र से दिन-नक्ष् तक किवाड़ का चक विचारना 
चाहिए । प्रथम चार नक्षत्र धनागम करते हैं, फिर दो नक्षत्र विनाश 





मुहृतेप्रकरण । २१७ 
करते हैं, फिर चार नक्षत्र सुखकारी हैं । फिर दो नक्षत्र वन्धन 
करते हैं, फिर तीन नक्षत्र मृत्युदायक हैं, फिर दो नक्षत्र घाव 
देते है, फिर चार नक्षत्र शुभदायक हैं, फिर दो नक्षत्र मङ्गल- 
कारक हैं, फिर चार नक्षत्र शुभ होते हैं ॥ १ ॥ 

कपाटचक्र का न्यास । 
क नम न नि नि नि 





| नक्षत्र 


| 


बनन । 
शुभ | फल 


ह 


> 
४ w 
५ 

ga 





| । ४ | ३ | 
ISA Lid A SR: की 
शुभ | अशुभ | शुभ | अशुभ |अशुभ | अशुभ 


ee । = मुनि 


शुभ 

















शु भ 





ठ्वार-मुख-विचार । 

कक कुम्भे च सिहे च मकरे च दिवाकरे । 
प्व वा पाशवम वाप डार कुयाच वश्मनः ॥ ? ॥ 
मेष बृषे वृश्चिके च तुले चापि यदा रविः । 
गृह्द्रार तदा कुयादुत्तरं वापि दक्षिणम्‌ ॥ २ ॥ 

OC मीने “२९ 
घनुमिथनकन्यासु मीन च यदि भानुमान्‌ । 
न कतव्यं तदा गहं कृते दुःखमवाप्नुयात्‌ ॥ २ ॥ 

कक, कुम्भ, सिह और मकर इन राशियों के सूर्य हों तो पूर्व 
व पश्चिम दिशा में द्वार करना चाहिए । मेष, वृष, वृश्चिक 
और तुला इन राशियों के सूर्य हों तो उत्तर-दक्षिण द्वार शुभ 
हे । धनु, मिथुन, कन्या और मीन इनके सूर्यं में गृह न न बनाये । 
यदि बनाये तो दुःख पाये ।। १-३ ॥। 


| द्वार-विचार । 
द्विजो वेश्यस्तथा शूद्र: क्षत्रियो राशिजो नरः । 
दवा च प्रवतः कुर्यादिशानां च चतुष्टयम्‌ ॥ १ ॥ 


जो राशि ब्राह्मण-वर्ण है अर्थात्‌ मीन, वृश्चिक और कर्क 





२१८ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


राशि का द्वार पूर्व-मुख, वेश्य-वर्ण-राशि अर्थात्‌ कन्या, वृष और 
मकर राशि का द्वार दक्षिण-मुख, शृद्र-वर्ण-राशि अर्थात्‌ मिथुन, 
तुला और कुम्भ राशि का द्वार पश्चिम-मुख, क्षत्रिय-वर्ण-राशि 
अर्थात्‌ मेष, सिह और धनु राशि का द्वार उत्तर-मुख शुभ 


होता है ॥ १ ॥ 


द्वार-विचार-चक्क । 


= वृश्चिक, | मकर, कन्या, 
ककं तर्ष 


द | दक्षिण 
पूर्व । दक्षिण 





प्लव (पनारे) का विचार । 


रवे प्रवो वृद्धिकरो धनदश्चोत्तर प्रव: । 

दक्षिण मृत्युदश्चेव धनहा पश्चिमे स्वः ॥ १ ॥ 
इशाने प्रागुदकप्नवस्त्वत्यन्तवृद्धिदों नृणाम्‌ । 
अन्यदिक्ष सवो नेष्टः शश्वदत्यन्तहानिदः ॥ २ ॥ 


पूर्व दिशा में पनारा निकाले तो वृद्धि करे, उत्तर दिशा में 
धन दे, दक्षिण दिशा में मृत्यु दे, पश्चिम दिशा में धन-हानि 
हो । ईशान, पूर्व और उत्तर दिशा में पनारा शुभ तथा अत्यन्त 
वृद्धिदायक है। अन्य दिशाओं में अशुभ और हानिकारक 


है ॥ १-२ ॥। 
गृह-प्रवेशमुहर्त । 
तपः फाल्गुने ज्येष्ठराधेषु पोष्ण 
मृग ब्राह्मथचित्रानुराधोत्तरासु । 


N 


अल 


मुह॒तंप्रकरण । २१९ 
सिते रोहिणये शनो शीतभानों 
सुरेज्ये प्रवेशः शुमः सद्यनि स्यात्‌ ॥ १॥ 
माघ, फाल्गुन, ज्येष्ठ और वेशाख इन महीनों में रेवती, 
मृगशिरा, रोहिणी, चित्रा, अनुराधा और तीनों उत्तरा इन 


नक्षत्रों में शुक्रवार, बुधवार, शनिवार, सोमवार और गुरुवार इन 
दिनों में गृहप्रवेश शुभ होता है ।। १ ॥ 


गृह-प्रवेश-विचार । 


त्रिकोणकेन्द्रायधनत्रिगः शुभ- 
लग्ने त्रिषष्ठायगतेश्च पापकं: । 
शुद्धाम्बुरन्त्र विजनुभमृत्या | 
व्यकाररिक्काचरदर्शचेत्रे ॥ १॥ 
त्रिकोण ९। ५व केन्द्र १1४ ।७।१० इनमें तथा 
ग्यारहवें व दूसरे और तीसरे शुभग्रह हों तथा लग्न में, तीसरे, 
छठे तथा ग्यारहवें पापग्रह भी शुभ हैं। चोथे और आठवें स्थान 
में कोई ग्रह न होना चाहिए और जन्म की लग्न व जन्म की 
राशि से आठवाँ लग्न वर्जित है। रविवार, भौमवार, रिक्तातिथि, 
चरलग्न, अमावस्या और चंत्रमास ये भी गृहप्रवेश में वर्जित हैं ।।१।। 
गृहप्रवेश में कुम्भ-चक्र । 


वक्र भू रविभाद्यवेशसमये कुम्भे ऽग्निदाहः कृता 
प्राच्यामुद्रसनं कृता यमगता लामः कृताः पश्चिमे । 
श्रीवदाः कलिरुत्तरे युगमिता गभें विनाशो गुदे 

रामाः स्थयमतः स्थिरत्वमनलाः कण्ठे भवेत्सवंदा ॥ १॥ 





` औक्कससःल् पापे 


५ 
! 
१ 
F 


२५० ब्रहज्ज्योतिःसार स० । 


जिसमें-मुख, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, गभ, गुदा और कठ 
का विभाग करके जिस नक्षत में सूर्ये स्थित हो उसका कठ म 
शापित करे, उस नक्षत्र में यदि गृह-प्रवेश हो तो घर अग्नि 
से जले । इसके बाद के चार नक्षत्र चक्र क॑ पूवर थापित करे 
इनमें गह-प्रवेश हो तो घर उजड़ जाय । बाद चार न क्षत्र का 
दक्षिण में स्थापित करे, इनमें गृहप्रवेश होतो लाभ हा। 
इनके बाद के चार नक्षत्र पश्चिम दिशा में स्थापित करे, इनमे 
गट-प्रवेश होतो घर में सम्पत्ति हो। छनके बाद के चार ८ 
नक्षत्र उत्तर दिशा में स्थापित कर, इनम यदि गहनप्रवेश हा ता 
घरवालों में झगड़ा हो। इनके बाद के चार नक्षत्र चर्त के 
मध्य में स्थापित करे, इन नक्षत्रा म गह-प्रवेश हो तो विनाश 
ठा । इनके बाद के तीन नक्षत्र गुदा म और बाद के तीन नक्षत्र 
कंठ में स्थापित करे, इनका फल घर का स्थिरता हैं ॥ १॥। 


गुह-प्रवेश समय में घड़े क्रे समान कलश-चक्र बताना चाहिए। > | 
| 
| 


सू्य-नक्षत्र से कलश-चक़् । 


। 
श्रीलाभ| कलि- | विनाश 


। प्रद | कारक्र | He | 


FT 








मुहतप्रकरण । २२१ 
वाम-रवि-विचार । 
वामो रविमृत्युसुताथलामतोऽ- 
rf ह ~ 
क॑ पञ्चभे प्रा्वदनानि मन्दिरे । 
प्रणांतिथो प्राग्वदने गृहे शुभो | 
नन्दादिके याम्यजलोत्तरानने ॥ १ ॥ 
वेश-लग्न से आठवे, नव, दशवे, ग्यारहव और बारहवें 
स्थान में स्थित सूर्य पूव द्वारवाले घर में प्रवेश करनेवाले के वाम; 
लग्न सं पांचवे, छठे, सातवें, आठव और नवें स्थान में स्थित 
सूर्य दक्षिण द्वारवाले घर में प्रवेश करनेवाले के वाम; लग्न से 
दूसरे, तीसरे, चोथे, पाँचवें और छठे स्थान में स्थित सूर्य पश्चिम 
दारवाले घर म प्रवेश करनेवाल के वाम; लग्न से ग्यारहव, वारहव, 
पहले, दूसरे और तीसरे स्थान में स्थित सूर्य उत्तर द्वारवाले घर 
म प्रवेश करनेवाल के वाम पड़ता है । वाम सूर्य प्रवेश करनेवाले 
को अति शुभ फल देता है। पञ्चमी, दशमी और पूर्णमासी 
में पूर्वहारवाले घर में ; परिवा, छठि और एकादशी में दक्षिण 
द्वारवाले घर में; द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी में पश्चिम 
द्वारवाले घर में; तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी में उत्तर द्वार- 
वाले घर में प्रवेश करना शुभ होता है ॥ १॥ 


ग्रहबलाबल-विचार । 
गजशररतुयुगाश्चमहीगुणा 
द्विसहिता मधवादिदिशः क्रमात्‌ । 
गृहपतेरवधापुरदिडिम ति 
वसुद्ृतास्य ग्रहस्य दशा भवेत्‌ ।। १ ।। 





२२२ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


पूर्व आदि आठों दिशाओं में अङ्कु स्थापित करे । क्रम से पूर्व 


में आठ, आग्नेय में पाँच, दक्षिण में छः, नेऋत्य में चार, 


पश्चिम में सात,वायव्य में एक, उत्तर में तीन, ईशान में दो 
ये अङ्क पूर्वं आदि दिशाओं के होते हैं। जिस दिशा का 
मकान विचारे उस दिशा का अङ्कु धरे और गृहपति के नामोद्धव 
वर्ग का अङ्क धरे, क्रम से अवर्गादि आठ वर्ग हैं। वे आठ 
अङ्कु हैँ । उसका क्रम लिखते हैं:-- 

अवर्ग में आठ, कवगें में पाँच, चवगं में छः, टवर्ग में चार, 
तवग में सात, पवग में एक, यवग में तीन, शवर्ग में दो, इसी 
प्रकार से पुर का नाम जिस वर्ग का हो वह अङ्कु धरे। इन 
तीनों अङ्कों को जोड़कर आठ का भाग दे | शेष जो बचे वह 
अष्टोत्तरी दशा के क्रम से दशा होती है। उसका फल शुभ-ग्रह 
की दशा हो तो शुभ है, पापग्रह की दशा हो तो अशुभ है और 
अपनी राशि के स्वामी की हो तो शुभ जानना चाहिए । इसी 
प्रकार सब दिशाओं की शाला को विचार लेना चाहिए ॥ १ ॥ 

दशा-चक्र । 





देवालय आदि के आरम्भ का मुह॒तं । 


गृहारम्मोक्कनक्षत्रेमठं कुयात्त साश्विभेः 


सवेदेवालयं तेस्तु पुनभश्रवणान्वितः ॥ १ ॥ 

गहारम्भ में जो नक्षत्र कहे हैं वे शिवालय व ठाकुरद्वारा के 
बनाने में भी शुभ हैं तथा अश्विनी, पुनर्वसु और श्रवण इन 
नक्षत्रों में सवे देवालयों का आरम्भ करना शुभ है ।| १॥ 


हिर. 


त. 








मुहतप्रकरण । २२३ 
यात्रा-मुहूर्त-विचार । 
धनुमषसिहेषु यात्रा प्रशस्ता 
शनिङ्ञोशनोराशिगे चेव मध्या । 
रवौ कर्कमीनालिसंस्थेऽतिदीधा 
जनु;पञ्चसपत्रिताराश्च नेष्टाः ॥ १ ॥ 


धनु, मेष और सिंह के सूयो में यात्रा उत्तम; मकर, कुम्भ, 
मिथुन, कन्या, वृष और तुला के सूर्यो में मध्यम; कक, मीन, 
और वृश्चिक के सूर्यो में दीर्घ यात्रा जाननी चाहिए । अर्थात्‌ 
यात्रा में बहुत दिन लगें। यात्रा में पहली और पाँचवीं, 
सातवीं और तीसरी तारा निषिद्ध है ॥ १॥ 


न षष्ठी न च द्वादशी नाष्टमी नो 
सिताद्या तिथिः पणिमामा न रिक्का । 
हयादित्यमित्रेन्दुजीवान्त्यहस्त- 
श्रवोवासवेरेव यात्रा प्रशस्ता ॥ २ ॥ 


छठ, द्वादशी, अष्टमी और शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, पूण- 
मासी, अमावास्या, रिक्ता ४। ९। १४ ये तिथियाँ यात्रा में 
वजित हैं । अश्विनी, पुनवंसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, 
हस्त, श्रवण और धनिष्ठा ये नक्षत्र यात्रा में शुभ हैं ॥ २॥ 
दिक्शूल-विचार । 
शनो चन्द्रे त्यजेत्यूवां दक्षिणां च दिशं गुरो । 
सूर्य शुक्र पश्चिमां च बुधे भोमे तथीत्तराम्‌ ॥ १ ॥ 
पू्वंदिशा में शनि-सोम को, दक्षिण दिशा में बृहस्पति को, 
पश्चिम दिशा में रवि-शुक्र को, उत्तरदिशा में बुध-मंगल को, 


दिशाशूल होता है, अर्थात्‌ इन दिनों में पूर्व आदि दिशाओं 
की यात्रा वजित है ॥ १॥ . 





२२४ वृहज्ज्योतिःसार स० । 


वार-नक्षत्र-श्‌ल-चक्र । 





| शु. र. मं. बू. | 





| विदिक्शूल-विचार । 
आग्नेय्यां च गुरो चन्द्रे नऋत्यां रविशुक्रयोः । 
ईशान्यां चन्द्रजे वायो मङ्गले गमनं त्यजेत्‌ ॥ १ ॥ 
वृहस्पति और सोमवार को आग्नेय में; रविवार और शुक्र- 
वार को नेऋत्य में, बुध को ईशान में और म ङ्गलवार को 
वायु कोण में दिक्शूल होता है ।। १ ।| 
शूल-दोष-निवारणार्थ भक्ष्य । 
सूयवारे घृतं पीत्वा गच्छेत्सोमे पयस्तथा । 
गुडमङ्गारके वारे बुधवारे तिलानपि ॥ १ ॥ 
गुरुवारे दधि ज्ञेयं शुक्रवारे यवानपि । 
माधान्भुक्खा शना गच्छेच्छूलदोषोपशान्तये ॥ २ ॥ 
रविवार को घी, सोम को दूध, मंगल को गुड, बुध को 
तिल, बृहस्पति को दही, शुक्र को जव और शनैश्चर को 
उड़द भक्षण करके यात्रा करे तो शूल-दोष शान्त हो 
जाता है ॥ १-२ ॥ | 
सर्वेदिग्गमन-नक्षत्र-विचार । 
सवदिग्गमने हस्त: पूषाशवो श्रवणो मृगः । 
सवसिद्धिकरः पुष्यो विद्यायां च गुरुर्यथा ॥ १ ॥ 


Sf 


मुहुतेप्रकरण | २२५ 


हस्त, रेवती, अश्विनी, श्रवण और मृगशिरा ये नक्षत्न सब 
दिशाओं की यात्रा में शुभ हैं। पुष्य नक्षत्र, विद्यारम्भ में 
बृहस्पति के समान, यात्रा में सिद्धिकारक है ॥ १ ॥ 


योगिनी-विचार । 


११ दे ३ 


नव भूम्यः शिववह्वयोऽक्षविश्वंऽ- 
ककृताः शक्ररसास्तरङ्गातथ्य; 
द्रि दिशो ऽमावसवश्च पूवतः स्यु- 
स्तिथयोः संमुखवामगा न शस्ताः ॥ १ ॥ 
नवमी-प्रतिपदा को पूर्व दिशा में, एकादशी-तृतीया को 
आग्नेय दिशा में, त्रयोदशी-पः्चमी को दक्षिण दिशा में, द्वादशी- 
चतुर्थी को नेऋत्य दिशा में, चतुर्देशी-षष्टी को पश्चिम दिशा में, 
पूर्णमासी-सप्तमी को वायव्य दिशा में, दशमी-द्वितीया को उत्तर 
दिशा में और अमावस-अष्टमी को ईशान दिशा में योगिनी का वास 
होता है, यह यात्रा में संमुख और बायें अशुभ होती है ।। १॥ 
योगिनी-चक्र । | 


| 
हत । वार उ० 


६: नलाग ++ 





१५॥७ |१०।२।|३०।८| तिथि 


काल-पाशयोग विचार । 
कौवेरीतो वेपरीत्येन कालो 
वारेऽ्काद्ये संमुखे तस्य पाशः । 
+त था चोक्तं विजयकल्पलतायाम्‌ -- 


पृष्ठतो दक्षिणे वापि योगिनी गमने हिता । 
वामसंमुखयोनेष्ठा वायुमेबं विचिन्तयेत्‌ ॥ १॥ 








२२६ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
ात्रावेतो वेपरीत्येन गण्या 
यात्रायुद्धे संमुखे वजनीयो ॥ १ i | 
उत्तर दिशा से लेकर रवि-चन्द्र आदि, वारों में कालयोग 
बिपरीत क्रम से रहता है, उसका क्रम इस प्रकार है-- 


रविवार को उत्तर में, सोमवार को वायव्य में, मंगल को 
पश्चिम में, बुध को नैऋत्य में, बृहस्पति को दक्षिण में, शुक्र को 
आग्नेय में और शनैश्चर को पूर्वदिशा में काल रहता है । 

काल के संमुख पाश रहता है उसका क्रम यह है— 

रवि को दक्षिण में, सोम को आग्नेय में, मंगल को पूव 
में, बुध को ईशान में, बृहस्पति को उत्तर में, शुक्र को वायव्य 
में और शनैश्चर को पश्चिम में पाश रहता है । 

काल और पाश दोनों रात्रि में विपरीत रहते हैं । जेसे- 
रविवार की रात्रि को दक्षिण में काल और उत्तर में पाश रहता 
है । इसी प्रकार सोम आदि को रात्रि में भी काल-पाश का 
विचार जान लेना चाहिए । काल और पाश दोनों ही यात्रा 
और युद्ध में संमुख वर्जित हैं॥ १॥ 


काल-पाश-चक्र । 


न 7 “पा |. 0 


दिन में काल की दिशा 


दिन में पाश की दिशा 


प (रात्रि में काल की दिशा 


पू० | रात्रि में पाश की दिशा 








मुहृतेप्रकरण । २२७ 
यात्रा में अनिष्ट लग्न-विचार । 
कुम्भकुम्भांशको त्याज्यो सवंथा यत्नतो बुधः । 
तत्र प्रयाठुनुपतेरथनाशः पदे पदे ॥ ¦ ॥ 
कुम्भ-लग्न और कुम्भ-राशि का नवांश इन दोनों का त्याग 


यात्रा में अवश्य करे । क्योंकि इन दोनों में यात्रा करनेवाले राजा 
का मनोरथ पद-पद में नष्ट होता है॥ १॥ 


मृत्यु-योग । 
जन्मराशितनुतोऽष्टमेऽथवा 
स्वारिभाच रिपुभे तनुस्थिते । 
लग्नगास्तदधिपा यदाथवा 
स्युगतं हि नृपतेमतिप्रदम ॥ १ ॥ 
जन्म-राशि से किवा जन्मलग्न से आठवाँ लग्न यात्रा का हो 
अथवा शत्र की राशि से छठा लग्न यात्राका हो अथवा इन 


राशियों के स्वामी लग्न में हों तो यात्रा करनेवाले राजा की 
यात्रा मृत्यु देनेवाली होती है ॥ १॥ 


वाञ्छित योग । 
लग्ने चन्द्रे वापि वर्गोत्तमस्थे 
गात्रा प्रोक्का वाङ्छितार्थकदात्री । 
अम्भोराशो वा तदंशे प्रशस्तं 
नोकायानं सवेसिंद्विप्रदायि ॥ १ ॥ 


मीन और कुम्भ लग्न तथा जलचर-राशि के नवांश को छोड़ 
अन्य लग्न हो अथवा लग्न में चन्द्रमा हो किवा वर्गोत्तम में हो 
अर्थात्‌ जिस राशि का चन्द्रमा हो उसी राशि का नवांश हो तो 
यात्रा वाञ्छित फल को देनेवाली होती है । 








२२८ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


जलचर राशि कें नवांश में की हुई नाव की यात्रा सब | 
की देनेवाली होती है ॥ १ ॥। 


लग्त-फल । 


दिग्द्वारमे लग्नगते प्रशस्ता 
यात्रार्थदात्री जयकारिणी च । 
हानि विनाशं रिपुतो भयं च 
कुयात्तथा दिकप्रतिलोमलग्ने ॥ १ ॥ 
यात्रा काल में दिग्द्वार राशि की लग्न में यात्रा करे तो शुभ है। 
अर्थात्‌ जिस दिशा को जानेवाला हो उसी दिशा की लग्न होतो 
दिग्द्वार जानिए तथा दाहिने हो तो भी शुभ है। उस लग्न में 
यात्रा करने से अर्थ और जय की प्राप्ति हो तथा विलोम अर्थात्‌ 
पीछे, बायें लग्न का वास हो तो हानि, विनाश और शत्रुभय 
होता है । इसी प्रकार चन्द्रमा भी विचारना चाहिए ॥ १ ॥ 
लग्नवास-चन्द्रवास-चक् । 


पा जल दक्षिण पश्चिम 


“ललल 


मेष वृष मिथुन 


सिह कन्या T 
धनु मकर भ 





यात्रा में बाजत काल-विचार । 


उषःकालो विना पूर्वा गोधलिः पश्चिमां विना । 


विनोत्तरां निशीथः सन्‌ याने याम्यां विनाभिजित्‌ ॥१॥ 
पूं दिशा को छोड, अन्य दिशाओं में यात्रा करने के लिये 
प्रातःकाल, पश्चिम को छोड़ अन्य दिशाओं की यात्रा में गोधूलि 





मुह॒तंप्रक रण । २२९ 


काल, उत्तर दिशा को छोड़ अन्य दिशाओं की यात्रा में 
निशीथ ( आधीरात का समय ), दक्षिण को छोड़ अन्य 
दिशाओं की यात्रा में अभिजित्‌ मुहूर्त * शुभ होता है । अर्थात्‌ 
प्रातःकाल पूर्वं दिशा को, सायंकाल पश्चिम दिशा को, 
अद्धंरात्नि में उत्तर दिशा को और अभिजित्‌ मुहूतं में दक्षिण 
दिशा को न जाय ॥ १॥। 
वर्णानुसार सुहृतं-विचार । 
योगात्सिद्धिधरणिपतीना- 
मृक्षणुणेरपि भूदेवानाम्‌ । 
चोराणामपि शकुनरुक्वा 
भवति मुहृतोदपि मनुजानाम्‌ ॥ १ ॥ 

राजाओं को योगसिद्धि, ब्राह्मणों को नक्षत्र गुण, चोरों को 

शकुनबल और मनुष्यों को मुहृतेबल लेना चाहिए ॥ १॥ 
दिशा-क्रम से वाहन विचार । 

प्राच्यां गच्छेद्‌ गजनेव दक्षिणस्यां रथेन हि । 
दिशि ~ he क पिट वह. > 
शि प्रतीच्यामश्वेन तथोदीच्यां नर॑नृपः ॥.१ ॥ 

पूर्वदिशा में हाथी की सवारी पर, दक्षिणदिशा में रथ 
पर, पश्चिम में घोड़े पर, उत्तर में पालकी आदि की सवारी 
पर राजा को यात्रा करनी चाहिए ॥ १॥। 

यात्रा में दिशा-दोहद । 

आज्यं तिलोदनं मत्स्यं पयश्चापि यथाक्रमम्‌ । 
मक्षयेद्दोहदं दिश्यमाशां प्रवांदिकं त्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 

*अभिजित्‌ मुहुतं का विवरण संवत्सर प्रकरण में आ चका है । देखो पृ. ६० । 


उसका आशय यह है कि दिन के आठवें महतं का नाम अभिजित्‌ है तथा दिन के 
पन्द्रहवें भाग को मुहूतं कहते हैं । 





Ra + की र कन < 
HS 75 TL VESES HS PC: 


२३० बरृहज्ज्योतिःसार स० । 
पूर्व दिशा में घी, दक्षिण में तिल-चावल, 1 में 
मछली खाकर तथा उत्तर में दूध पीकर यात्रा करे || १ ॥ 
दिशा-दोहदचक़ । 


जज जि | पश्चिम | उत्तर 


| IS nd नो 


न ->- 


तिल. चावल | मछली द्ध 





चन्द्रवास-विचार । 
मेषे च सिंहे पनुपूवभागे 
वृषे च कन्या मकरे च याम्ये । 
युग्मे तुलायां च घट प्रतीच्यां 
कर्कालिमीने दिशि चोत्तरस्याम्‌ ॥ १ ॥ 
मेष, सिह और धनु राशि का चन्द्रमा पूर्व दिशा मे; वृष, 
कन्या और मकर राशि का चन्द्रमा दक्षिण दिशा म; तुला, 
मिथुन और कुम्भ का चन्द्रमा पश्चिम में; कर्क, वृश्चिक और 
मीन का चन्द्रमा उत्तर दिशा में वास करता हैं ॥ १॥। 


चन्द्रवास-चक्क । 





चन्द्र-फल । 


सम्मुखे त्वथलामाय दक्षिणे सुखसम्पदः । 
पृष्ठ शोकश्च सन्तापो वामे चन्द्र धनक्षयः ॥ १ ॥ 





मुह॒तंप्रकरण । ५ ८३३५ 


फा सम्मुख चन्द्रमा अर्थलाभकारक, दक्षिण चन्द्र सुखसम्पत्ति 
देनलाला, पृष्ठ चन्द्र शोकसन्ताप देनेवाला और वाम चन्द्रमा धन 
का क्षय करनेवाला है ॥ १॥। 


प्रस्थान-प्रकार । 
कार्याय्रिह गमनस्य चेद्विलम्बो 
भूदेवादिभिरुपवीतमायुध॑ च । 
क्षोडं चामलफलमाशु चालनीयं 
सवेषां भवतिं यदेव हृत्पियं वा ॥ १ ॥ 


यात्राकाल के निश्चित होने पर किसी आवश्यक कार्य से 
यदि यात्रा में विलम्ब हो तो ब्राह्मण जनेऊ, क्षत्रिय हथियार, 
वेश्य शहद, शूद्र उत्तम फल अथवा जो वस्तु अधिक प्रिय हो 
उस वस्तु का प्रस्थान यात्रा की दिशा में करे । उसके बाद 
आवश्यक काय हो जाने पर यात्रा करे ।। १ ॥। 


प्रस्थानदिन-प्रमाण । 
पूवं दिनानि सप्तेव याम्ये पञ्च दिनानि च । 
पश्चिमे दिवसांश्जीन्व दिनानां द्रयमृत्तरे ॥ १ ॥ 


पूर्वदिशा का प्रस्थान सात दिन तक, दक्षिण दिशा का 
पाँच दिन तक, पश्चिमदिशा का तीन दिन तक और उत्तर- 
दिशा का प्रस्थान दो दिन तक रखना उचित है ॥ १ ॥ 


प्रस्थानप्रमाण-विचार । 


प्रस्थानमत्र धनुषां हि शतानि पञ्च 
केचिच्छतद्रयमुशन्ति दशेव चान्ये । 

सम्प्रस्थितो य इह मन्दिरतः प्रयातो 
गन्तव्यदिक्ष तदपि प्रयतेन कायम्‌ ॥ १ ॥ 





SAENGER SE LE ENN 


१ 


| 


® 
LE 
|` 
| है 
हट: 
he 
/३ 
>. 
(७ 
७ he) 











डळ 
२२२ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


पाँच सौ धनुष पर्यन्त प्रस्थान धरे । धनु चार हाथ लम्जा # 
होता है। कोई आचाये कहते हैं कि दो सौ धनुष पर 
प्रस्थान करे और किसी का मत यह है कि दश धनुष पर्यन्त 
प्रस्थान करना उचित है । अपने मकान से यात्रा करनेवाली 
दिशा में प्रस्थान रखना चाहिए।। १ ॥ 


यात्रा में वर्जित दुग्धादि । 

दुग्धं त्याज्यं पूवमेव त्रिरात्रं 
वो क्षौरं त्याज्यं पञ्चरात्रं च पूवम्‌ । 
र तेलं वासरेऽस्मिन्वमिश्च नि 

त्याज्यं यत्रादभूमिपालेन नूनम्‌ ॥ १ ॥ 
यात्रा के तीन दिन पूर्व दूध और पाँच दिन पहिले क्षौर 
वर्जित है। यात्रा के दिन शहद, तेल और वमन यत्नपूर्वक 
राजा को वर्जित करना चाहिए ।। १॥। 


बार-दोहद । 
रसालां पायसं काञ्जी शृतं दुग्धं तथा द्धि । 
पयोऽश्रितं तिलान्नं च मक्षयेद्रारदोहदम्‌ ॥ १ ॥ 


रविवार को शिखरन, सोम को खीर, भौम को काँजी, बुध 
को पका हुआ दूध, बृहस्पति को दही, शुक्रवार को कच्चा दूध, 
शनैश्चर को तिल मिला भात दोहद है। जिस दिन यात्रा 
करनी हो उस दिन में कहे हुए दोहद को भक्षण करके यात्रा 
करे तो शुभ होता है ॥ १॥। 


वार-दोहद-चक्र । 



















जिले पल नि नमन | मं० बु० बु० | शु० 


न २० nd 


पक्का दूर्धा दही |कच्चा दूध] तिलान्न | दोहद 


र्‌ ० 

















शिख रन | खीर |कांजी 





मुह॒तेप्रकरण । २३३ 
नक्षत्र-दोहद । 
कुत्माषांस्तिलतण्डु्लानपि तथा माषांश्च गव्यं दधि 
त्याज्य दुग्वमथणमांसमपरे तस्यव रत तथा । 
तद्वत्पायसमेव चाषपललं माग च शाशं तथा 
पाष्ठिक्यं च प्रियंग्वप्पमथवा चित्राण्डजान्‌ सत्फलम्‌ ॥१॥, 
कोरम सारिकगोधिकं च पललं शाल्यं हविष्यं हया- 
क्षे स्यात्कृशरान्नमुदुगमपि वा पिष्टं यवानां तथा । 
्यान्नं खलु चित्रितान्नमथवा दध्यन्नमेवं कमा 

ड्क्ष्याभक्ष्यमिदं विचायं मतिमानभक्षेत्तयाऽऽलोकयेत्‌ ॥२॥ 

अश्विनी में कुल्थी, भरणी में तिल मिले चावल, कृत्तिका 
में उड़द, रोहिणी में गौ का दही, मृगशिरा में गोका घी 
आर्द्रा में गौ का दूध, पुनर्वसु में हरिण का मांस, पुष्य में हरिण 
का रुधिर, आश्लेषा में खीर, मघा में नीलकण्ठ पक्षी का मांस, 
ूर्वाफाल्गुनी में मृग (हरिण) का मांस, उत्तराफाल्गुनी में खरगोश 
का मांस, हस्त में साठी का चावल, चित्रा में काकुनि, स्वाती में 
अपूप (पुआ), विशाखा में अनेक प्रकार के पक्षियों का मांस, 
अनुराधा में उत्तम फल, ज्येष्ठा में कछुआ का मांस, मूल में मैना 
पक्षी का मांस, पूर्वाषाढ़ में गोह का मांस, उत्तराषाढ़ में शाही 
जानवर का मांस, अभिजित्‌ में मूंग आदि हविष्यान्न, श्रवण में 
खिचड़ी, धनिष्ठा में मूंग-भात, शतभिषा में जौ का आटा,पूवेभाद्रपद 
में मछली-भात, उत्तरभाद्रपद में अनेक प्रकार का मिश्रित अन्न, 


रेवती में दही-भात दोहद है । जिस नक्षत्र में, जिस दोहद का 


बखान है उसमें उस दोहद का भक्षण करे । यदि भक्षण के योग 
न हो तो उस दोहद-वस्तु को देखकर यात्रा करे ॥ १-२॥। 








आश्लेषा 





मघा 


पू. फा. 





उ ७ फा T ॥ 





Ay 





चि. 


बृहज्ज्योतिःसार स? । 


नक्षत्रदोहद-चक्र । 





IS 3८०२-३6 1०००( ९ काका 


दोहद 





ESS Fp गह जुन कित पति विकि” 










कुल्थी अपूप अर्थात्‌ पुआ 

oi RAF कक सं FEET es कया 

प्रकार के पक्षियों 

सतिल-चावल अनेक टि क्षयों का 

हक रहनका दिन वीक कीर... RRS RENIN iD 
उड़द उत्तम फल 

"2 अंक ता ललत RN errs 
गौ का दही कछुआ का मांस 


“कळ वि भनन 3 


गोघृत 





मैना पक्षी का मांस 








गोदुग्ध गोह का मांस 


हरिण का मांस 


mre 





se >> “>>>” 


शाही का मांस 


->>>>> 
Sn nd ——— 


मूंग आदि हविष्यान्न 


rrr 








हरिण का रुधिर 


ES SRS बक 


























खीर कृशरान्न ( खिचडी ) 
जि डिक. बट अ आई: 
नीलकण्ठ पक्षी का मांस मँग-भात 
मृग का मांस PE मजा न श, | यवपिष्ट (जौ का आटा) 
1 EU 0 0000 आ 
खरगोश का मांस पू. भा. मछली-भात 


nro 


reer 


अनेक प्रकार का मिश्रित 


साठी का चावल अस 


उ. भा. 


nr 


रे. दही-भात 


न न्न वक 


काकुनि 





मुहतप्रकरण । २३५ 


पक्षादितोऽकंदलतण्डुलवारिसपि 
श्राणा हविष्यमपि हेमजलं त्वप्रपम्‌ । 
भुक्त्वा ब्रजद्रचकमम्डु च धनुसूत्र 
यावान्नपायसगुडानसृगन्नमुदगान ॥ १ ॥ 
प्रतिपदा को मदार का पत्र, द्वितीया को चावल धोया जल 
तृतीया को घी, चौथ को पतला हलुआ, पः्चमी को हविष्यान्न 
छठ को सुबर्ण धोया जल, सप्तमी को पुआ, अष्टमी को 
बिजौरा नींबू, नवमी को कमल-जल, दशमी को गोमूत्र 
एकादशी को जौ का भात, द्वादशी को खीर, त्रयोदशी को 
गुड़, चतुदेशी को रुधिर और पूणेमासी तथा अमावास्या को 
_ मँग-भात दोहद है। जिस तिथि में यात्रा करनी हो उसमें 
कहे हुए दोहूद का भक्षण, स्पश तथा अवलोकन आदि करके 
यात्रा करने से कार्य-सिद्धि होती है ॥ १॥ 











तिथिदोहद-चक़् । 
१ |२ र ४|५|६| ७ ९ |१०|११|१२|१३ I 
कक iE ee gS ला का ह 31 हनन र पाका 
टर र हि नि कट हि ।८ । &£ 
खा जे 3 E | 2 I - 3 
७» |le |® |" [प्र |” प 
£ 8 8, 8 6, 20 [| Eel |: 
परिघदण्ड-विचार । 


भानि स्थाप्यान्यब्धिदिक्ष सप्त सप्तानलक्षतः । 


वायव्याग्नेयदिक्संस्थं पारिघं नव लङ्घयेत्‌ ॥ १ ॥ 
पूर्वादि चारों दिशाओं में कृत्तिका आदि सात-सात नक्षत्र 
, वास करते हैं और वायव्य दिशा से आग्नेय दिशा तक गई हुई 











२३६ बृहज्ज्योति:सार स० । 


रेखा का नाम परिघ-दण्ड है, उसका उल्लंघन (नाँघना) 
यात्रा मैं वाजित है। उत्तर-पूर्व के नक्षत्रों में दक्षिण-पश्चिम 
की यात्रा और दक्षिण-पश्चिम के नक्षत्रों में उत्तर-पूवे की 
यात्रा वजित है ॥ १॥। 

परिघदण्ड-चक्र । 


क. रो. मु. आ. पुन. पुष्य शते. 





अभि. उ-षा. पू-षा. सू. ज्ये. अनु. 


सुर्य-होराफल । 


काकत्रयं विप्रचतुष्टयं च 
ग्रु वय्चाष्टवृषाम्बराणि । 
मिलन्ति मागें रजकी कुमारी 
सूर्यस्य होराचलितस्य पुंसः ॥ १ ॥ 
सूर्य की होरा में यात्रा करे तो तीन कौवा, चार ब्राह्मण, दो 
नेबले, आठ बैल, वस्त्र तथा धोबी की कन्या रास्ते में मिलते हैं ॥॥१॥ 





नॉ 





मुह॒र्तप्र करण । २३७ 
चन्द्र-होराफल । 
गोपुष्पमेषाश्च मृदङ्गभेरी 
नारीद्वयं बश्रखगः क्रमेण । 
काकस्तुरङ्गो द्विजयुग्ममिन्दो 
होंराप्रयाणे चलितस्य पुंसः ॥ १ ॥ 
चन्द्र की होरा में यात्रा करे तो गौ, फूल, मेढा, मृदङ्ग, 
बड़ा नगाड़ा या ढोल, दो स्त्री, नेवला, पक्षी, कौवा, घोड़ा और 
दो ब्राह्मण ये जीव मागे में मिलते हैं ॥ १॥ 
भौम-होराफल । 
माजारयुद्ध कलहं कुटम्बे 
रजस्वलानारित्रयं च षण्दः । 
रणडाग्निनग्नं भवनस्य दाहः 
कुजस्य होराचलितस्य पुंसः ॥ १ ॥ 
मङ्गल की होरा में यात्रा करने से बिलार-युद्ध, कुटम्ब में 
कलह, तीन रजस्वला स्त्रियाँ, नपुंसक (हिजड़ा), विधवा स्त्री 


अग्नि, नङ्गा, जलता हुआ मकान इतने पदार्थ मार्ग में मिलते 
हैं ॥ १॥ 


बुध-होराफल । 
बाला सलज्जा जलपूएकुम्भे 
पुष्पान्नवामे खलु चाषपक्षी । 
श्रीमान्‌ कुमारो विधुनन्दनस्य 
होराप्रयाणं शकुना मिलन्ति ॥ १ ॥ 
बुध की होरा में यात्रा करे तो लज्जाशील स्त्री, जल-पूर्ण 








२३८ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


कलश, फूल, अन्न, वाममार्ग में नीलकण्ठ पक्षी, धनवान्‌ और 
बालक, इतने पदार्थ मार्ग में मिलते हैं ॥ १॥। 


गुरु-होराफल । 


दवक्षधेनुदिजबभरुवाहा 
शङ्गः कुमारः खलु पुष्पक च । 
सपुत्रका स्री च घटाऽम्बुपूण: 
सुरेज्यहोरा शकुनं करोति ॥ १ ॥ 
बृहस्पति की होरा में यात्रा करने से ज्योतिषी पण्डित, गौ, 
ब्राह्मण, नेवला, सवारी, राजा का बालक, फूल, पुत्र-समेत स्त्री 
और जल भरा घट ये शकुन मागें में मिलते हँ १॥। 


शुक्र-होराफल । 
धेनुद्विजः काकचतुष्टयं च 
नपुंसको वा गणितागमन्ञः । 
मद्यं च मांसं गणिका च शद्रा 
मिलन्ति मागे यदि शुक्रहोरा ॥ १ ॥ 
शुक्र की होरा में यात्रा करने से गौ, ब्राह्मण, चार कौआ, 
नपुंसक, ज्योतिषी, मदिरा, मांस, वेश्या और शूद्र, इतने पदार्थे 
मार्ग में मिलते हैं ॥ १॥ 
शनि-होराफल । 


खरः पिशाचो यदि वाऽथ वहि- 
नपुंसको वा पुरुषः प्रमत्तः । 


मुह॒तंप्रकरण । २३९ 


रजस्वला भानुसुतस्य होरा 
प्रस्थानकाले शकुनं करोति ॥ १ ॥ 
शनेश्चर की होरा में यात्रा करने से गधा, पिशाच, अग्नि, 
नपुंसक, मतवाला पुरुष, रजस्वला स्त्री इतने पदार्थे मार्ग में 
मिलते हैं ॥ १॥ 
मार्ग में शसशकुन-विचार । 


लग्ने गीष्पतिशुक्राणां ब्राह्मणाः सम्मुखाः स्रियः । 
बुघशुको च केन्द्रस्थो सवत्सा गोः प्रद श्यते ॥ १ ॥ 
चन्द्रसूयों च भवतो दशमस्थो यदाऽथवा । 
दीपादशों सुमनसो रजका धोतवाससः ॥ २ ॥ 
सुतस्थाने यदा सोम्यो वृषो वृद्धस्तु सम्मुखः । 
गुरुश्चेःपञ्चनवमो दक्षभागे च वायसः ॥ ३॥ 
चन्द्रो गुरुश्च सहजे श्वानो वामाङ्गभागतः । 

सवें कमायभवने भारद्वाजोऽथ नाकुलः ॥ ४॥ 
चाषस्य दशंनं वा स्याद्वामाङ्गेऽत्यः्तदुलं भम्‌ । 
आदित्यो राइसोरो च सहजस्थो कुमारिका ॥ ५॥ 
प्रोढानां सुभगानां वा दर्शनं सवेकामदम्‌ । 

ष्ठे तृतीये कमाये भोमश्चेत्तस्फलं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दास्यो वेश्या सुरा मांसं लाभश्चेव सुनिश्चितः । 
सप्ाष्टपञ्चमे यस्य जीवो ज्ञो वात्र वत्तेते ॥ ७॥ 
ग्रादर्शपुष्पमांसानि सुरादशेश्च लाभदः । 
राहुर्भोमश्च मन्दश्च लग्नाद्यदि तृतीयगः ॥ ` 


तक्के 












२४० बृहज्ज्योति:सार स० । 


उद्धुतं गोमयं पश्येच्छीघ्रं लाभं धनं दिशेत्‌ । = ॥ 
प्रमिताक्षरा में लिखा है कि यात्रा के लग्न में बृहस्पति और 
शुक्र हो तो सम्मुख ब्राह्मण और स्त्री मिले । बुध शुक्र केन्द्र में हों 
तो बछडा के सहित गऊ मिले । चन्द्रमा और सूर्य दशवे हों तो 
दीपदर्शन हो किंवा फूल नजर में आवे अथवा कपड़ा धोता 
धोबी मिले । पञ्चम स्थान में बुध हो तो संमुख बेधा बैल मिले । 
बृहस्पति यदि पाँचवे या नवें स्थान में हो तो दक्षिण भाग में 
दौवा मिले । चन्द्रमा और बृहस्पति तीसरे स्थान में होंतो 
वामभाग में कुत्ता मिले । संपूर्ण ग्रह यदि दशवें या ग्यारहवें स्थान 
में हों तो भर्दूल पक्षी मिले, किवा नेवला मिले अथवा नीलकण्ठ 
पक्षी वाममागे में मिले वह अत्यन्त दुलंभ है । सूर्य, राहु और 
शनैश्चर तीसरे हों तो कुमारिका मिले, किवा युवती स्त्री अथवा 
सौभाग्यवती स्त्री मिले, इनका दर्शन सब कामनाओं को पूर्ण 
करने वाला होता है व छठे, तीसरे और दशवे मङ्गल हो तो भी 
पूर्वोक्त फल का लाभ हो तथा दासी, वेश्या और मदिरा-मांस 
देखे तो वे भी लाभदायक हैं। सातव, आठवें और पांचवे . 
बृहस्पति व बुध हों तो दर्पण, फूल, मांस व मदिरा देखे तो वे भी 
लाभकारी हैं । राहु, मङ्गल और शनैश्चर लग्न से तीसरे स्थान 
में हों तो पशुको गोबर करते देखे, वह्‌ शीघ्र ही धन-लाभ 
कराता है ॥ १-८ ॥ 


पुनः शुभशकुन-विचार । 
विप्राश्‍वेभफलान्नदुग्धदधिगोसिद्वार्थपद्माम्बरं 
वेश्यावाद्यमयुस्वापनकुलाबद्धेकपश्यामिपम्‌ । 
सद्वाक्यं कुसुमेक्षपूर्णकलशच्छत्राणि मृत्कन्यका 
रत्रोषणीषसितोक्षमद्यससुतस्रीदीपवेश्वानरः ॥ १ ॥ 
आदशोञ्जनघौतवखरजका मीनाज्यसिहासनं 
शावं रोदनवर्जितं ध्वजमधुच्छागाखगोरोचनभ्‌ । 








मुहतप्रकरण । २४१ 


मारद्वाजनृयानवेदनिनदा माङ्गल्यगीताइकुशा 
दष्टाः सत्फलदाः प्रयाणसमये रिक्को घटः स्वानुगः ॥२॥ 
ब्राह्मण, घोड़ा, हाथी, फल, अन्न, दूध, दही, गो, सरसों, 
कमल, वस्त्र, वेश्या, बाजा, मोर पक्षी, नीलकण्ठ, नेवला, बंधा 
हुआ पशु, मांस, शुभवचन, कुसुम (फूल), ऊख, पूर्णकलश, छत्र, 
मिट्टी, कन्या, रत्न, पगड़ी, सफेद बेल, मदिरा, बालक समेत स्त्री, 
जलती हुई अग्नि, दपण. अञ्जन, धुले वस्त्र लिये धोबी, मछली, 
घी, सिंहासन, रोदन रहित मुर्दा, पताका, शहद, छाग, अस्त्र, 
गोरोचन, भर्दूलपक्षी, पालकी, वेदध्वनि, माङ्गल्यगीत और अंकुश, 
उतने शकुन यात्रा के समय में मिलें तो शुभ फल देते हैं । यदि 
छुछा घडा अपने पीछे मिले तो भी शुभ है॥ १-२ ॥ 
अशुभशकुन-विचार । 


वन्ध्याचर्मतुपास्थिसर्पलवणाङ्गारेन्धनक्लीबविट 
तलोन्मत्तवसोषधारिजटिलप्रत्राटतृणब्याधिताः । 
नग्नाभ्यक़्विमुक्ककेशपतितन्यङ्गक्षथात्तां असृक 
खीपुष्पं सरटः स्वगेहदहनं मार्जारयुद्धं क्षतम्‌ ॥ १ ॥ 
काषायी गुडतक्रपड्कविधवा कुब्जा कुटम्बं कलि 
वस्नादेः स्खलनं लुलायसमरं कृष्णानि धान्यानि च । 
कापासं वमनं च गदभरवो दक्षे5तिरुड्रभिणी 
मुणडाडॉम्बरदुवचोऽनधबधिरोदक्या न दृष्टाः शुभाः ॥२॥ 
बाँझ स्त्री, चमड़ा, भुसा, हाड, सर्प, नमक, अङ्गार (निर्धम 
अग्नि), ईंधन, हिजड़ा, विष्ठा, तेल, मतवाला, चर्बी, औषध 
शत्रु, जटाधारी, संन्यासी, तृण, रोगी, नंगा, उबटन लगाये हुए 





२४२ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


मनुष्य, खुले बालवाला, अङ्गरहित, भूखा, रुधिर, क का 
रज, गिरगिट, अपना घर जलना, विलार की लडाई, छींक, लाल 
वस्त्र पहिने मनुष्य, गुण, माठा, कीचड़, विधवा स्त्री, कुबडी स्त्री, 
अपने कुटुम्ब में झगडा, वस्त्रादि का देह पर से गिर पड़ना, भेंसों 
की लडाई, काला अन्न, कपास, वमन होना, दाहिनी ओर गर्धे का 
शब्द होना, क्रोध की अधिकता, गर्भवती स्त्री, मुण्डे शिरवाला, 
ओदे वस्त्रवाला, दुर्वेचन, अन्धा, बहिरा और रजस्वला स्त्री, इतने 
दुःशकुन यात्रा में शुभ नहीं हैं १-२ ॥ 
दुःशकुन-परिहार । 

आद्येऽपशकुने स्थित्वा प्राणानेकादशं त्रजत्‌ । 
द्वितीये षोडश प्राणांस्तृतीये न कचिद्‌ ब्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 

पहले पहल कोई दुःशकुन हो तो स्थिर होकर ग्यारह श्वासे 
लेकर चले, दूसरे बार दुःशकुन हो तो स्थिर होकर सोलह श्वासे 
लेकर चले तथा तीसरी बार दुःशकुन हो तो कभी यात्रा न करे 
अर्थात्‌ लौट आये ॥ १ ॥ 


चन्द्रघात-विचार । 
१०७३ 


मूपञचङय्गदःवह्िससः 
वेदाष्टेशाकोश्च घाताख्यचन्दरः । 
मेषादीनां राजसेवाविवदे 
बज्यों युद्धाद्ये च नान्यत्र वञ्येः ॥ १ ॥ 
मेष राशि का पहला, वृष का पाँचवाँ, मिथुन का नवाँ, कक 
का दूसरा, सिंह का छठा, कन्या का दश्वा, तुला का तीसरा, 
वृश्‍चिक का सातवाँ, धनु का चौथा, मकर का. आठवां, कुम्भ राशि 





मुह॒तंप्रकरण । २४३ 


» का ग्यारहवां और मीन का बारहवां चन्द्रमा घातक होता हे । यह 
घात चन्द्र राजसेवा, विवाद, यात्रा और युद्ध में वजित है। 
अन्य कार्यो में निषिद्ध नहीं है ।। १॥। 


घातचन्द्र-चक्र । 





, तिथिघात-विचार । 


गो स्री झषे घाततिथिस्तु पणा 
भद्रा नृयुक्ककटकेऽथ नन्दा । 
कौप्याजयोनंक्रघट च सिक्का 
जया धनु; कुम्महरों न शस्ताः ॥ १॥ 
वृष, कन्या और मीनराशिवाल प्राणियों को पूर्णातिथि घात 
है, मिथुन व ककं को भद्रा घात है। वृश्चिक व मेष को नन्दा घात 
है, मकर व तुला को रिक्ता घात है। धनु, कुम्भ और सिंह को 
` जया घात है, इस कारण यात्रा आदि में वर्जित हैं ॥ १॥ 


तिथिघात-चक्र । है 


















SEES कन्या, < | वृश्चिक, धनु, व | | 

थन, कर्क| ९ हर र 
मीन | इग, के | भेष तुला सह है 
पूर्णा भद्रा नन्दा जया घात f 


५।१०।१५| २।७। १२ | १।६।११ | ४।९।१४| ३।८। १३ | तिथि 








` २४४ बृहज्ज्योतिःसार सऽ । 
नक्षत्रघात-विचार । 


मघाकस्स्वातिमंत्रमूलश्रत्यम्बुपान्त्यभम्‌ । 

याम्यब्राह्मेशसापं च मेषादेघोतभं न सत्‌ ॥ १॥ 

मेषराशिवाले मनुष्य को मघा नक्षत्र घात, वूषराशि को हस्त 
घात, मिथुनराशि को स्वाती घात, कर्क को अनुराधा घात, सिह 
को मूल घात, कन्या को श्रवण घात, तुला को शतभिष घात, 
वृश्चिक को रेवती घात और धनु को भरणी घात जानना 
चाहिए । मकरराशिवाले को रोहिणी नक्षत्र घात, कुम्भ को 
आर्द्रा घात और मीन को आश्लेषा घात जानिए, ये सब यात्रा में 


अशुभ हैं ॥ १॥ 





















नक्षत्रघात-विचार । 
Femelle विरा EE 
न नि वृष | मि. | ककं सिह कं. | तु. | वु. | ध. | म. | कुं. | मी.| राशि 
. | ह. स्वा. अनु, मू. | श्र. | श. | रे. | भ. | रो. | आ. | शले. | घातनक्षत्र 














घातलग्न । 
भूमिडयब्ध्यद्रि दिकसया्रषटङ्केशाग्निसायकाः । 
प्रेषादिघातलग्नानि यात्रायां वजयेत्सुधीः ॥ १ ॥ 
मेषराशिवाले को मेषलग्न घात है । वृषराशि को वृष लग्न 
घात है । मिथुनराशिवाले को कर्क लग्न घात है। ककराशि को 
तुला लग्न घात है। सिहराशिवाले को मकर लग्न घात है। 
कन्याराशि को मीन लग्न घात है । तुलाराशि को कन्या लग्नं 
घात है । वृश्चिक राशि को वृश्चिक लग्न घात है। धनुराशिको. 
धनु लग्न घात है । मकरराशि को कुम्भ लग्न घात है । कुम्भ- 
राशि को मिथुन लग्न घात है और मीनराशिवाले को सिह लग्न 
घात है । यह घात लग्नें यात्रा में त्याज्य हैं ॥ १॥ 


मुह॒तंप्रकरण । २४५ 


हर घातलग्न-चक्क । 


८ पितात | वृष कर्के सिंह | डे | तु. | वृ. | ध. | म. | इ. 
निष |वृष | कक] छ | म. [मीन [क | क ध | इः | वृष कर्के तु. | म. | मीन | | वुर्स धः | कु | मी. 


सर्वाङु “विचार । 


तिथ्यक्षवार्युतिरद्रिगजाग्नितष्टा 
स्थानत्रयेऽत्र वियतिप्रथमे5तिदुःखी । 
मध्ये धनक्षतिरथो चरमे मृतिः स्या- 
त्स्थानत्रयेईयुजि सोख्यजयो निरुक्की ॥१॥ 


जिस दिन यात्रा करनी हो उस दिन में शुक्लपक्ष की परीवा से 

लेकर जो तिथि हो और अश्विनी से लेकर जो नक्षत्र हो, रविवार 

से लेकर जो वार हो, इनकी संख्याओं के योग को तीन स्थानों 

में स्थापन करके प्रथम स्थान में सात का, दूसरे स्थान में आठ का 

और तीसरे स्थान में तीन का भाग दे । उन तीनों स्थानों में से 

पहले स्थान में जो शून्य बचे तो यात्रा करनेवाला दुःख पाये । 

दूसरे स्थान में शुन्य बचे तो धन का क्षय हो । तीसरे स्थान में 

` शून्य बचे तो मृत्यु हो । यदि तीनों स्थानों में अङ्क शेष बचें तो 
यात्रा करनेवाला सुखी और विजयी होता हे ॥ १ ॥ 


नक्षत्रों की निषिद्ध नाड़ियाँ । 


पुर्वागिनिपित्र्यन्तकतारकाए। 
भूपप्रकृत्युग्रतुरज्ञुमाः स्यु; । 
स्वातीविशाखेन्द्रभुजड्ठमानां 


| 


नाड्यो निषिद्धा मनुसंमिताश्च ॥ १ ॥ 
































२४६ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


तीनों पूर्वाओं की आदि की सोलह घडी, कृत्तिका की ठै 
इक्कीस घडी, मघा की ग्यारह घडी, भरणी की सात घड़ी और 
स्वाती, विशाखा, ज्येष्ठा और आश्लेषा इन नक्षत्रों की चौदह- 
चौदह घड़ियाँ यात्रा में निषिद्ध होती हैं ॥ १ ॥ 


नक्षत्रनाड़ीनिषिद्ध-चक़् । 





महाडल-दोष । 


रवेभेतो ऽ=ज भोन्मरितिनंगावशेषिता द्व्यगा । 
महाडलो न शस्यते त्रिषणिमता भ्रमो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
जिस नक्षत्र में सूये स्थित हो उससे लेकर चन्द्रमा के नक्षत्र तक 
जितनी संख्या हों उनमें सात का भाग देने से यदि दो या सात 
बचें तो महाडल दोष होता है । यदि तीन व छः बचें तो भ्रमण 
दोष होता है । ये दोनों दोष यात्रा में निषिद्ध होते हैं ।। १ ॥ 





| 


हिम्बर-योग। | 
शशाङ्कमं सूयभतोऽत्र गण्यं 
पक्षादितिथ्या दिनवासरेण । 
युतं नवाप्तं नगशेषकं चे- 


्स्याद्धिम्बरं तद्‌गमनेऽतिशस्तम्‌ ॥ १ ॥ 
सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिने, जितनी संख्या हों 
उनमें शुक्ल या कृष्ण पक्ष की वर्तमान तिथि की संख्या को जोड़- 








मुहुतेप्रकरण । २४७ 
कर नव का भाग देने से यदि सात शेष बचें तो हिम्बर योग होता 
है. वह यावा में अति शुभ है ॥ १ ॥। 

पन्थाराहु-विचार । 

स्युर्घमे दसपुष्योरगवसुजलपद्वीशमेत्राणयथार्थ 
याम्याजांतरीन्द्रकरणादितिपितृपवनोड्न्यथोभानिकामे । 
वल्व्याद्रोबुध्न्यचित्रानिरक्रतिविधि भगाख्या निमोक्षेश्यरोहि 
शययम्णाप्येन्दुविश्‍वान्तिमभदिनकरक्षाणिपंथादिराही १ 

अश्विनी, पुष्य, आश्लेषा, धनिष्ठा, शतभिष, विशाखा और 
अनुराधा इन नक्षत्रों की धमंसंज्ञा है। भरणी, पूर्वेभाद्रपद, 
ज्येष्ठा, श्रवण, पुनवेसु, मघा और स्वाती इनकी अर्थसंज्ञा हे । 
कृत्तिका, आर्द्रा, उत्तराभाद्रपद, चित्रा, मूल, अभिजित्‌ और पूर्वा- 
फाल्गुनी इनकी कामसंज्ञा है । रोहिणी, पूर्वाषाढ़, मृगशिरा, रेवती, 
उत्तराषाढ, उत्तराफाल्गुनी और हस्त इनकी मोक्षसंज्ञा है । यही 
पन्था राहुचक्र है, इसे यात्रा में विचारना चाहिए ॥ १ ॥ 


पन्थाराहु-चक्र । _ 








Mr 


छि ज्येष्ठा 





चित्रा | मूल 













ee “>>> 


रोहिणी | मू. 
















हस्त । पू. षा. -- र रेवती प 


पन्थाराहुफल । 
धर्मगे भास्करे वित्तमोक्षे शशी 


विच्गे धर्ममोक्षस्थितिः शस्यते । 





| 


२४५ ब्रहज्ज्योतिःसार स० । 


कामगे धममोक्षार्थगः शोमनो 
मोक्षगे केवलं धमंगः प्रोच्यते ॥ ? ॥ 
इस पहले चक्र में धममार्ग में सूर्य के रहते यदि चन्द्रमा अर्थ 
व मोक्ष में स्थित हो तो यात्रा शुभ होती है । अर्थमाग में सूर्य 
हो, धर्म व अर्थ में चन्द्रमा हो तो भी शुभ जानिए । काम में 
सूर्य हो, धर्म, मोक्ष और अर्थ में चन्द्रमा हो तो यात्रा को शुभ 
जानिए । मोक्ष में सूर्य हो तथा धर्मेसंज्ञक नक्षत्र में चन्द्रमा हो 
तो भी शुभ जानिए, अन्यथा अशुभ जानिए ॥ १ | 
द्वितीय प्रकार से पन्थाराहु-फल । 
ध्ममागें गते सूर्ये अर्थाशे चन्द्रमा यदि । 
तदा शत्रुभयं तस्य ज्ञेयं तु विविधेः शुभेः ॥ १ ॥ 
यदि धमंमागं में सूये और अर्थमार्ग में चन्द्रमा हो तो यात्रा 
करने से शत्रुभय होता है ।। १॥ 
धममागें गते सूर्ये चन्द्रे तत्रेव सं स्थिते । 
संहारश्च मवत्तत्र भङ्गो हानिः प्रजायते ॥ २ ॥ 
यदि धमंमागे में सूर्य और उसी में चन्द्रमा भी हो तो संहार, 
भङ्ग ओर हानि होती है ॥ २ ॥ 
्रथमागे गते सूर्ये चन्द्रे धर्मस्थिते यदि । 
गजलाभो भवत्तस्य तत्र श्रीः सवतोमुखी ॥ ३ ॥ 
यदि अथंमागं में सूर्यं और धर्ममागे में चन्द्रमा हो तो यात्रा 
करने से हाथी और बहुत सुख प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 
अथमागें गते सूर्ये चन्द्र तत्रेव सं स्थिते । 
हि 0 पुनर्भड्रो ~ ~ 
प्रथमं जायते कार्य पुनर्भङ्गो भविष्यति ॥ ४ ॥ 








मुहृतेप्रकरण । २४९ 

यदि अर्थमार्ग में सूये हो और उसी में चन्द्रमा भी हो तो 
यात्रा करने से पहले कार्य हो फिर भङ्ग हो ।। ४ ॥ 

ग्रथमाग गते सूय चन्द्र मोक्षस्थिते यदि । 

भूमिलामो भवत्तस्य हषयुक्रः सुखी भवत्‌ ॥ ५ ॥ 

यदि अर्थमार्ग में सूर्यं हो और मोक्षमागं में चन्द्रमा हो तो 
यात्रा करने से भमि-लाभ, हर्षयुक्त और सुखी हो ॥ ५ ॥ 

काममागें गते सूये चन्द्रे धम च संस्थिते । 

गजाश्वाश्च विलभ्यन्ते राजसम्मानसंभवात्‌ ॥ ६ ॥ 

यदि काममा में सूर्य हो और धर्ममागे में चन्द्रमा हो तो 
यात्रा करने से राजसम्मान तथा हाथी घोड़ा भी मिल ॥ ६॥। 

काममागें गते सूर्य चन्द्रे चेवाथसं स्थिते । 

सकलं जायते तस्य विघ्नमङ्गो विनिदिशेत्‌ ॥ ७॥ 

यदि काममार्ग में सूर्यं हो और चन्द्रमा अथमार्गी हो तो 
सब कार्यों की सिद्धि और विध्नभङ्ग हो ॥ ७ ॥ 

काममार गते सूर्ये चन्द्रे तत्रेव संस्थिते । 

(२ ७ 9: कर. ९ ० ~ हट >> 

विग्रहं दारुणं चेव कायनाशं विनिदिशेत्‌ ॥ ८॥ 

यदि काममार्ग में सूर्यं हो और चन्द्रमा भी काममार्गी हो 
तो दारुण विग्रह और कार्यनाश हो ॥ ८ ॥ 


काममाग गते सूर्य चन्द्रे मोक्षगतेऽपि वा 

राज्ञो लाभो भवेत्तस्य स्वष्टलाभं विनिदिशत्‌ ॥ ६ ॥ 

यदि काममार्गी सूर्यं हो और मोक्षमार्गी चन्द्रमा हो तो 
राज्यलाभ और इष्ट लाभ हो ॥ ९ ॥ 








२५० बृहज्ज्योति:सार स० । 


मोक्षमागें गते सये चन्द्रे धर्मस्थिते यदि । 

हेमलाभो मवेत्तस्य स्वकाय प्रसिद्धयति ॥ १० ॥ 

यदि मोक्षमागे में सूर्यं हो और धमंमागं में चन्द्रमा हो तो 
सोना लाभ हो और सब कार्यों की सिद्धि हो ॥ १० ॥ 

मोक्षमागे गते सूये अर्थाशे x यदि । 

विफलं तस्य कार्य च चोरशजरिपोभेयम्‌ ॥ ११ ॥ 

यदि मोक्षमार्ग में सूर्यं हो और अर्थमागे में चन्द्रमा हो 
तो कार्य निष्फल हो; चोर, राजा, और शत्रु से भय हो ॥ ११ ।। 

मोक्षमागें गते सूये चन्द्रे कामस्थिते यदि । 

सर्वसिद्धिमवाम्नोति कायं च जयमेव च ॥ १२ ॥ 

यदि मोक्षमार्ग में सूर्यं हो और काममागे में चन्द्रमा हो 
तो यात्रा करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं और कार्य में विजय 
होती है ॥ १२ ।। 

मोक्षमागें गते सूयें चन्द्र तत्रेव संस्थिते । 

विग्रह दारुणं चेव विघ्नस्तस्य भविष्यति ॥ १३ ॥ 

यदि मोक्षमागे में सूये हो और मोक्षमार्गी चन्द्रमा भी हो 
तो यात्रा करने से दारुण विग्रह तथा विघ्न हो ॥ १३ ॥ 


यात्रायुद्धे विवाहे च प्रवेशे नगरादिषु । 
व्यापारेषु च सवेषु पन्थाराहुः प्रशस्यते ॥ १४॥ 


यात्रा, युद्ध और विवाह में, ग्रामादि प्रवेश में और व्यापार 
में पन्थाराहु का विचार करता उचित है ।॥ १४॥ 





मुहतप्रकरण । २५१ 


ग्रहानुसार यात्रा में शभयोग-विचार । 


स्थाने यदा स्युगुरुसोम्यशुक्रा: 
सिद्धयन्ति कार्याणि च पञ्चमेऽह्नि । 
राज्यास्पद वा सुखदेशलाभं 
मासस्य मध्ये ग्रहभावणुक़्म्‌ ॥ १ ॥ 
यात्रा के लग्न में गुरु, बुध और शुक्र स्थित हों तो पाँचवें दिन 
कार्य सिद्ध करें । राज्य, सुख और देश का लाभ करे अथवा 
एक मास में ग्रहभाव के युक्त होने से फल जानना चाहिए ॥ १ ॥ 


योग, अधियोग और योगाधियोग-विचार । 


बुधेज्यभृुषुत्राणामेकश्चेत्केन्द्रकोणगः । 

नदा योगोऽत्र गमने क्षेमो भवति भूमुजाप्‌ ॥ ¦ ॥ 
अघियोगो मवे दृद्वाभ्यामत्र क्षेमजयो भ्रुवम्‌ । 
त्रिमियांगाधियोगोऽत्र यशःक्षेमवनागमः ॥ २ ॥ 


बुध, बृहस्पति और शुक्र इन तीन ग्रहों में से एक ग्रह केन्द्र 
१।४।७।१० व त्रिकोण ९। ५ में हो तो योगसंज्ञक योग 
होता है । इसमें यात्रा करने से राजाओं का कल्याण होता है । 
इन तीनों ग्रहों में से दो ग्रह केन्द्र व त्रिकोण में हों तो अधि- 
योगसंज्ञक योग होता है । इसमें यावा करने से क्षेम और जय 
हो तथा तीनों ग्रह केन्द्र व त्रिकोण में हों तो योगाधियोग- 
संज्ञक योग होता है । उसमें यात्रा करने से यश, क्षेम और धन- 
लाभ होता है । किसी आचार्य के मत से योगाधियोग में यात्रा 
करने से भूमि का भी लाभ होता है ॥ १-२ ॥ 





जि 
२५० बृहज्ज्योतिःसार स० । 

ोक्षमागें गते स्यें चन्द्रे धर्मस्थं 

हेमलाभो मत्तस्य सबेकाय श 


यदि मोक्षमार्ग में सूर्य हो आ 
सोना लाभ हो और सब कायु श A, 


31122 2112 
। ej )है 11802 A 


“जे 


मोक्षमागें गते 3 > श्र 


। 102५७? 


ळा 3२. 
विफलं तरु A = 
544 छ्रि 
यदि मेर १% ल्प ph 
तो कार्ये तन AY = a 
न्र न 1. डो गो? 
ihn र की: — | 
— ७५ 2042 2 
ह 2 


काल तामः कष्व्रव्यतामा सुख च 
कष्टं सोख्यं क्लेशलामो सुखं च ॥ ३ | | 
सोख्यं लाभः कार्यसिद्धिश्च कष्ट 
क्लेशः कष्टास्सिद्धिस्थो धनं च । 
मृत्युलाभो द्रव्यलाभश्च शून्यं 
शुन्य सौख्यं मृत्युरत्यन्तकष्टम्‌ ॥ ४॥ 
पौष मास से बारह महीनों का चक्र लिखे । उसके नीचे पोष 
महीने से बारह तिथि खड़ी परीवा से लिखे और माघ से द्वितीया 
आदि लेकर बेंडी तिथि लिखे । इसी प्रकार सब चक्र भरे अर्थात्‌ 
फाल्गुन में तीज से खड़ी तिथि लिखे तथा चैत्न में चौथ से लिखे, 
इसी तरह से सब महीनों में लिखे । तेरस और तीज का एक फल 





मुह॒ते प्रकरण ! २५२ | 


जानिए । चौथ और चतुर्दशी का एक फल जानिए और पञ्चमी 
पूर्णमासी का एक फल जानिए । एक पंक्ति में पूव आदि चारो 
दिशाओं का फल चक्र के क्रम से जानना ।। १-४ ॥ 


तिथि-चक्र । 








त्य मित्र 
६|७ ९ ०११ २| १ | शून्य दरिद्रता | भक | 
न शा क र Sl ६४ ह IE AE ट्ष्टाप्ति| अथ 
७ | ऽ | ९ |१०|११|१ ले डु 








= 
——— 

पण 
nad FT 1 :<> Fd 





ee} ० ef जजिभिजिजिजतिति 
SS ति ८८७००० ०-० GH REN, 7 mand Mamma 








—— 
——— ~ ~ 
ee oan Yosef os} onde Sooo हुई ~ pS बुरा 


ee 1 “2222 1 “7 es ७७७४७ 1111888 आ. पना णा 








पनत बद. क क 1 “अ»अमन«>न्‍मगक»-म«». सन.  ख- | 2-9 1-3 खश।"-..ओरण))'गग कि 
बकर — —— पाए 


- | अत्यन्त 
8०३ | कष्ट 





१०।११| शून्य | सौख्य 








णा ० 


es we 








२५४ बृहज्ज्योतिःसार स० । 
युद्ध-यात्रा-विचार । 


राहुभुक्वानि ऋक्षाणि जीवपक्षखरयोदश । 

मृतपक्षस्तु भोग्यानि कतरी तदधिष्टितम्‌ ॥ १ ॥ 

ततः पञ्चदशे ग्रस्तं चिन्त्यं युद्धे गमादिषु । 

जीवपक्षः शुभो ज्ञेयो मृतपक्षस्त्वशोभनः ॥ २ ॥ 

मृतपक्षाच्छुभ ग्रस्तं ग्रस्तमात्कतरी शुभा ! 

मृतपक्ष सहख्रांशो जीवपक्षे विधौ स्थिते ॥ ३॥ 

यात्रायां विजयस्तत्र विपरीते पराजयः । 

उभौ चेजीवपक्षस्थो यात्रा तत्रापि शोभना ॥ 2 ॥ 

चेदुभौ मत्युपक्षस्थो रवीन्दू तत्र कष्टदो । 

यायिनो जयदश्चन्द्रो जीवपक्षे व्यवस्थितः । 

भानुमान्‌ जीवपक्षस्थः स्थायिनो विजयावहः ॥ ५ ॥ 
राहु के नक्षत्र से पहलेवाले तेरह नक्षत्र जीवप क्षसंज्ञक और 

आगेवाले तेरह नक्षत्र मृतपक्षसंज्ञक हैं। जिस नक्षत्र में राहु 

स्थित हो वह नक्षत्र कर्तरीसंज्ञक और राहु के नक्षत्र से 

पन्द्रहवाँ नक्षत्र ग्रस्तसंज्ञक है। इनका युद्ध, यात्रा आदि में | 

विचार करना उचित है । जीवपक्ष शुभ और मृतपक्ष अशुभ 

है । मृतपक्ष से ग्रस्त और -ग्रस्त से कतरी शुभ है । मृतपक्ष में 

सूर्यं और जीवपक्ष में चन्द्रमा हो तो यात्रा करने से युद्ध 

में जय हो । इसके विपरीत हो अर्थात्‌ मृतपक्ष में चन्द्रमा और 

जीवपक्ष में सूर्यं हो तो यात्रा में पराजय हो। यदि सूर्य 

चन्द्रमा दोनों जीवपक्ष में हों तो यात्रा शुभ है। यदि चन्द्रमा 

सूर्य दोनों मृत्युपक्ष में हों तो भी कष्टदायक है। जीवपक्ष 


बृहज्ज्योतिःसार स० । 
युद्ध-यात्रा-विचार । 


॥णि जीवपक्षस्रयोदश । 

[नि कतरी तदघिष्ठितम्‌ ॥ १ ॥ 

स्तं चिन्त्यं युद्ध गमादिषु । 

वयो मृतपक्षस्त्वशोभनः ॥ २॥ 

तं ग्रस्तभात्कतरी शुभा | 

१ जीवपक्षे विधो स्थिते ॥ ३ ॥ 

[तत्र विपरीते पराजय; । 

स्थो यात्रा तत्रापि शोभना ॥ ४॥ 

पथो खीन्द तत्र कष्टदो । 

चन्द्रो जीवपक्षे व्यवस्थितः । 

पक्षस्थः स्थायिनो विजयावहः ॥ ५ ॥ 

[ से पहलेवाले तेरह नक्षत्र जीवपक्षसंज्ञक और 
क्षत्र मृतपक्षसंज्ञक हैं। जिस नक्षत्र में राहु 
नक्षत्र कर्तरीसंज्ञक और राहु के नक्षत्र से 


ग्रस्तसंज्ञक है। इनका युद्ध, यात्रा आदि में . 


चित है । जीवपक्ष शुभ और मृतपक्ष अशुभ 
स्त और ग्रस्त से कतरी शुभ है । मृतपक्ष में 
क्ष में चन्द्रमा हो तो यात्रा करने से युद्ध 
$ विपरीत हो अर्थात्‌ मृतपक्ष में चन्द्रमा और 

हो तो यात्रा में पराजय हो। यदि सूर्य 
वपक्ष में हों तो यात्रा शुभ है। यदि चन्द्रमा 
क्ष में हों तो भी कष्टदायक है । जीवपक्ष 





मुहुतंप्रकरण । २५५ 
में चन्द्रमा हो तो युद्ध में जानेवाले को अर्थात्‌ युद्ध पर चढ़ जाने- 
वाले को जयदायक है । यदि सूर्य जीवपक्ष में हो तो स्थायी 
अर्थात्‌ जो अपने किले में बैठा है उसी की जीत हो ॥ १-५ ॥ 

यामराहु-विचार । 


अष्टासु प्रहराद्धेषु प्रथमाद्येष्वहनिशम्‌ । 
पूर्वस्यां वामतो राहृस्तुयां तुर्यां दिशं ब्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
यात्रायां दक्षिणे राहुयुद्धकाल जयी भवत्‌ । 


पृष्ठे च समता ज्ञेया सम्मुखे वाममृत्युदः ॥ २ ॥ 
आठ प्रहराद्धं अर्थात्‌ आधे-आधे पहर से पूर्व आदि चौथी-चोथी 
दिशा में राहु चलता है । युद्ध और यात्रा में दाहिने राहु जीत को देने- 
वाला तथा पीछे सामान्य और सम्मुख या बायें मृत्युदायक है ।।१-२॥ 


राहु-चक्र । 





पश्चस्वरचऋ-विचार । 


कादिहान्तांल्लिखेद्वरणान्‌ स्वराधोइञणोज्भितान्‌ । 
तियेकपंक्रिक्रमेणव पश्चत्रिशत्पकोष्ठके ॥ १ ॥ 
नरनामादिमो वणां यस्मात्स्वरादधः स्थितः । 

स स्वरस्तस्य वर्णस्य वणंस्वर इहोच्यते ॥ २ ॥ 

न प्रोक्का डअणा वणां नामादो सन्ति ते नहि । 
चेड़वन्ति तदा ज्ञेया गजडास्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ३॥ 





२५६ ब्रहज्ज्योतिःसार स० । 
यदि नाम्नि भवेद्वर्ण: संयुक्ताक्षस्तक्षण: । 
ग्राह्मस्तदादिमो वर्ण इत्युक्तं ब्रह्मयामले ॥ 2 ॥ 
स्वरो मेषसिहालीरिः कन्यायुग्मककटाः । 
धनुर्मीनाबुकारः स्यादेकारश्च तुलादषो ॥ ५ ॥ 
ओस्वरो मृगकुम्भो च राशीशास्तु ग्रहस्वराः । 
स्वराधः स्थापयेत्खेटान्‌ राशेयों यस्य नायकः ॥६॥ 
आकारे सप्त ऋक्षाणि खत्यादिकमेण च । 
पञ्च पञ्च इकारादावेवमक्षस्वरोदयः ॥ ७॥ 
खरकारादिक्रमान्न्यस्य नन्दादितिथिपञ्चकम्‌ । 
दिनस्वरेदयो नित्यं स्तस्वतिथ्यादिजायते ॥ = ॥ 
नमस्य मार्गवेशाखेष्यकारस्योदयो भवेत्‌ । 
ाश्विनश्रावणाषादेष्विकारो नायकः स्मरतः ॥६॥ 
उकारश्चैत्रपौषे स्यादेकारो ज्येष्ठकात्तिके । 
ओकार उदयं याति माघफाल्गुनमासयोः ॥ १० ॥ 
आद्यो बालः कुमारश्च युवा वृद्धो मृतस्तथा । 
किञ्चिज्लामकरो बालःकुमारस्त्वथलाभदः ॥ ११ ॥ 
सर्वसिद्धो युवा प्रोक्को वृद्धो मध्योऽधमाऽन्तिमः । 
युद्धकाले विचिन्त्येषु तिथिमागेण निश्चितम्‌ ॥ १२॥ 
स्वरों के नीचे का आदि अक्षर लिखे,ङ जा ण इन अ क्षरों को 
छोड़कर लिखे, तिरछी पंक्ति के क्रम से पैंतीस कोठे का चक्र भरे, 
नर के नाम का आदि अक्षर जिस स्वर के नीचे हो वही उसका 
वर्णज स्वर अर्थात्‌ बालस्वर जानिए। ङ डा ण अक्षर स्वरों में 
नहीं कहे हैं, परन्तु जिसके नामादि में हों तोग ज ड इस क्रमसे 





मुहुर्त प्रकरण | २५७ 


जान ले अर्थात्‌ ङ के जगह में ग और ञ के जगह में ज तथा 
ण के जगह में ड अक्षर का ग्रहण करना चाहिए । यदि नाम के 
अक्षर में दो अक्षर मिले हों तो आदि का अक्षर ग्रहण करना 
ब्रह्मयामल में कहा हे । 


अकार स्वर में मेष, सिह और वृश्चिक लग्न स्थापित करे तथा 
कन्या, मिथुन, ककं इकार स्वर के नीचे लिखे । धनु-मीन उकार | | 
स्वर के नीचे लिखे, तुला-वृष एकार स्वर में लिखे तथा मकर-कुम्भ रा. 
ओकार स्वर के नीचे लिखे । उसके नीचे ग्रह स्थापित करे, इसी bE 
क्रम से जिस राशि का स्वामी जो ग्रह हो उसी ग्रह को उस राशि ॥ 
के साथ स्थापित करना अकारादि स्वरों में चक्र से जानना । ME 
अकार स्वर के नीचे रेवत्यादि सात नक्षत्र स्थापित करें और ॥ 
पुनर्वसु से पाँच नक्षत्र इकार स्वर में लिखे तथा उत्तराफाल्गुनी | र 
से पाँच नक्षत्र उकार स्वर में लिखें दे । अनुराधा से पाँच नक्षत्र त 
एकार स्वर में स्थापित करना व श्रवण से पाँच नक्षत्र ओकार 
स्वर मे लिखना । अकारादि स्वरों में नन्दादि पांच तिथियाँ क्रम 
से लिखें वही नित्य दिन और स्वरोदय है । अपने-अपने स्वर से 1 
चक्र में जानिये । भाद्र, अगहन और वैशाख ये महीना अकार ॥ ` 
स्वर के नीचे लिखे तथा कुँवार, श्रावण और आषाढ इकार 
स्वर में लिखें। चेत्र और पोष उकार स्वर में स्थापित करें। 


ज्येष्ठ, कात्तिक एकार स्वर में लिखना, माघ, फाल्गुन महीना 
उकार स्वर में स्थापित करें। प्रथम कोठा में बालस्वर, दूसरे 
में कुमार, तीसरे में युवा, चौथे में वद्धा और पाँचवें में मृता 
जानिए। बालस्वर थोड़ा लाभ करता है, कुमारसंज्ञक आधा 
लाभ करता है, युवा स्वर सर्व सिद्धिकारक है तथा वृद्धास्वर 


मध्यम है और मृतास्वर अधम जानिए । युद्धकाल में विशेष 
विचार करना उचित हे । तिथि से जानना तथा युद्धकाल में 
नामादि अक्षर से लेना तथा गोचर में जन्मनामाक्षर से विचारना आ 
उचित है ॥ १-१२ ॥ | : = 





भ्‌ LEN र र ४ ६ f 





रि 


२५८ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


पञ्चस्व॒रचक्र-न्यास । 















































| | | 
| | 
बाल कुमार । युवा वृद्धा | मृता | 
| 
जा त RR RD Se ना 
अ | द उ 1७ उ आ वण 
aD AT i FANE | ——- ——— 
क्‌ nS ग १७, | च बण 
। 723 ति ति पिला 
| 
छ | ज झ ट ठ वण 
= | द: | क. ळा rrr rm 
इः [ठे वह | त थ्‌ द्‌ वर्ण 
| Eee ४ क्य ip ८ 
yA त ra SNR NE अक कर pr 
भ | म | य | ` | ल । वण 
केरळ उड | > t= क कका ३८५ उ DEE विकट ना अंक कळ EF 
व्‌ श प 1 श ह्‌ । वण 
हि | Fs एति RR POS 
नन्दा | (जा. रिका. “पूर्णा | 
| ॥ की । तिथि 
१।६।११ | २।७।१२ | ४।९।१४ | ५।१०।१५ 
क | बाई — न:>> >“ 
| बु. च शु श | वार 


















ली 





रेवत्यादि ७ ह अदित्यादि ५| अर्यमादि ५ मित्रादि ५ | श्रवणादि ५ | नक्षत्र 











मे. सिः. । कन्याः मि. | घ.मो. | तुः वृ. म. कु. स 


वृश्चिक कर्क 








गं. वै. . त्रा. | ॐ 
मार्ग. व. | आषा. शरा. | चै. पौष (ज्ये. कात्तिक | मा. फा. मास 


भाद्र, आश्विन 








मुहूतप्रकरण । ३५९ 


युद्ध-यात्रा में अकुलादि नक्षत्र-विचार । 
स्वात्यन्तकाहिवसुपाऽणकरानुराधा 
दित्यप्रवाणि विषमास्तथयोऽकुलाः स्युः । 
सूयन्दुमन्दशुरवश्च कुलाकुलाङ्गो 
मूलाम्बुपेशविधिभं दशपड्द्वितिथ्यः ॥ १ ॥ 

पूवाश्वीज्यमघेन्दुकणदहनद्वीशेन्द्रचित्रास्तथा 
शुक्रारो कुलसंज्ञकाश्च तिथयो ऽकरष्टेनद्रवेदेमिता 
यायी स्यादकुले जयी च समरे स्थायी च तद्वत्कुले 
सन्धिः स्यादुभयोःकुलाकुलगणं मूमोशयोयुध्यतोः॥२॥ 

स्वाती, भरणी, आश्लेषा, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, अनुराधा, 
पुनवेसु व ध्रवसंज्ञक नक्षत्र तथा विषम तिथि १।३।५।७ 
९ । ११ । १३ वार सूर्य, चन्द्र, शनि और गुरु इन नक्षत्रादिकों 
की अकुलगणसंज्ञा है । मूल, शतभिष, आद्रा और अभिजित्‌ ये 
नक्षत्र; दशमी, छठ और द्वितीया तिथि और बुधवार, इनकी कुलक 
गणसंज्ञा है । तीनों पूर्वा, अश्विनी, पुष्य, मघा, मृगशिरा, श्रवण, 
कृत्तिका, विशाखा, ज्येष्ठा और चित्रा ये नक्षत्र; शुक्रव मङ्गलवार 
तथा द्वादशी, अष्टमी, चतुर्दशी ओर चौथ तिथि इनकी कुलाकुलगण 
संज्ञा है जानेवाले को अकुलसंज्ञक नक्षत्रादिकों में जीत होती है । 
युद्धसमय में तथा स्थायी अर्थात्‌ स्थिर होनेवाले को कुलगण के 
नक्षत्रादिकों में जीत होती है ओर कुलाकुलगण में राजाओं के 
युद्ध में दोनों से मिलाप होता है ।। १-२ ॥ 

घातवार-विचार । 
मेषे रविबुधः ककं मिथुने चन्द्र एव च । 
कन्यावृषभसिंहेष॒ शनिः स्यान्मकरे कुजः ॥ १॥ 








जा जा जाड लम 


अ 


२६० बृहज्ज्योति:सार स० | 


वनुद्रशचिकमीनेषु शुक्रोऽथ तुलकुम्मयो: । 
जीवश्चते जन्मराशों घातवारा बुधेः स्मृता: ॥ २॥ 
मेषराशिवाले को रविवार घात है, कर्क को बुधवार. 
मिथुन को चन्द्रवार, कन्या, वृष और सिंह को शनिवार 
घात हे । मकर को मङ्गलवार, धनु, वृश्चिक और मीन को 
शुक्रवार घात है तथा तुला व कुम्भ को बृहस्पतिवार घात है । 
इन जन्मराशियों पर पण्डित घातवार कहते हैं ।। १-२ ।। 
घातवार-चक्र । 





ग्रहयोग-विचार । 
तनो जीव इद्मृतो बेरिगो5क: 
प्रयातो महीन्द्रो जयत्येव शत्रुम्‌ ॥ १ ॥ 
लग्ने गुरो रिपो भोमे लाभेऽक सहजे शनो | 
जयत्याश रिषन्‌ यानेऽनुकूलो यदि भार्गवः ॥ २ ॥ 
गुरो लग्ने-्टमे चन्द्रे षष्ठे सूये जयत्यरीन । 
तनो जीवेऽथवा शेषेविंत्तायस्थेजयोगमे ॥ ३ ॥ 
लग्ने सूर्यं विधो दने धनस्थेज्ञेज्यमागवे: । 
प्रयाति नृपतिः सो.रीञ्जयेत्ताक्ष्य इवोरगान्‌ ॥ ४ ॥ 
मन्दारो त्रिषडायस्थो बलिनो न्ञेज्यभार्गवाः । 
प्रयाणे भूपतेयस्य वसुधा तस्य हस्तगा ॥ ५ ॥ 
लग्ने जीवे विधो दने चचुरथे ज्ञे तथा भृगो । 
पापंखिगेमंहीपालः प्रस्थितो लभते श्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 





"नं 


०००० 


रे 
मुहतश्रकरण | ४४६५ 


लामे5क खे बुधे शुक्रे दुश्चिक्ये मूमिज शनो । 
रने ऽब्जे तनुग जीवे प्रस्थितस्य म्रवेजयः ॥ ७॥ 
लग्नेऽब्जे वा गुरो षष्ठे सूये ञयोमगते शनों । 
सुतेज्ये हिबुके शुक्र राजा हन्ति गमे रिप्रन्‌ ॥ = ॥ 
शुक्र तुये त्रिलाभस्थे केन्द्रस्थगुरुवीक्षिते । 
सपाष्टाङूगतः पापेयोंगोऽयं बहुलाभदः ॥ ६ ॥ 
शुक्राकज्येस्रितुयस्थ; शत्रुस्थे मन्दमूमिजे । 

यात्रा भूमिभुजां शस्ता शत्रुवन्दविदारिणी ॥ १० ॥ 


लग्न में बृहस्पति और चन्द्रमा हों, छठे, आठवे सूर्ये हों ऐसे योग 
में यात्रा करने से राजा शत्रु को जीते । लग्न में बृहस्पति, छठ 
मङ्गल, ग्यारहवें सूये और तीसरे शनैश्चर हों तो ऐसे योग में 
यात्रा करने से शत्रु को जीते, परन्तु शुक्र बायें या पीछे हो, बृहस्पति 
लग्न में हो, आठवें चन्द्रमा हो, छठे सूर्यं हो तो शत्रु को जीते 
अथवा लग्न में बृहस्पति हो, शेषग्रह राहु और केतु छोड़कर दूसरे, 
ग्यारहवे हों तो जीत हो लग्न में सूर्य हो, सातवें चन्द्रमा हो तथा 
दूसरे बुध, बृहस्पति और शुक्र हों ऐसे योग में राजा यात्रा करे तो 
जिस प्रकार गरुड सर्पो को जीतते हैं उसी प्रकार शत्रु को जीते । 
शनैश्चर और मङ्गल तीसरे, छठे और ग्यारहवें हों; बुध,बृहस्पति 
और शुक्र बली हों, ऐसे योग में राजा यात्रा करे तो पृथ्वी-लाभ हो । 
लग्न में बृहस्पति हो, चन्द्रमा सातवें हो, चौथे बुध और शुक्र हों, 
पापग्रह तीसरे हों ऐसे योग में यात्रा करे तो लक्ष्मी प्राप्त हो । 
ग्यारहवें सूर्यं हो, दशवे बुध व शुक्र हों, तीसरे मङ्गल व शनेश्चर हों, 
सातवें चन्द्रमा हो, बृहस्पति लग्न में हो तो यात्रा करने से जय 
हो। लग्न में चन्द्रमा हो व गुरु हो तथा छठे सूर्य हो, दशवे 





२६२ बहज्ज्योतिःसार स? ¦ 


शनैश्चर हो, पांचवें, चौथे शुक्र हो ऐसे योग में राजा यात्रा करे तो 
शत्रु को जीते । शुक्र चौथे, तीसरे, ग्यारहवें हों और केन्द्र में होकर 
बृहस्पति शुक्र को देखता हो; सातवें, आठवें आर नवे पापग्रह 
हों तो यात्रा करने से बहुत लाभ हो । शुक्र, सूर्यं और बृहस्पति 
तीसरे चौथे हों और शनैश्चर तथा मङ्गल छठे हों तो राजाओं को 
यात्रा शुभ है, शत्रु का समूह नाश करनेवाली है ॥ १-१० ॥ 


शत्रुञजय-योग । 


सिते लग्नगते सूये लाभगे हिबुके विधी । 

ततो राजा रिपून्‌ हन्ति केशरीवेभसंहतिम्‌ ॥ ? ॥ 

लग्न में शुक्र हो, सूये लाभस्थान में हो तथा चन्द्रमा चोथे 
हो ऐसे योग में राजा यात्रा करे तो जिस प्रकार सिह हाथी को 
मार डालता है उसी प्रकार शत्रु को मारे ॥ १॥ 


शद्रञ्जय-योग-चक्र । 





पुण्डरीक-योग । 


गुरो कर्कटग लग्ने भानावेकादशस्थिते । 
पुण्डरीको महायोगः शत्रुपक्षविनाशक्रत्‌ ॥ १ ॥ 





मुहतप्रकरण । २६३ 


कर्क राशि का बृहस्पति लग्न में हो और ग्यारहवे मूर्य हो तो 
पुण्डरीक महायोग होता है । वह शत्रुपक्ष का नाशकारक है ।। १।। 
पुण्डरीकयोग चक्र । 





कामद-योग । 
बृषराशिगते चन्द्रे लाभस्थे केन्द्रगे गुरो । 
कामधेनुर्यं योगः कामदो यायिनो रण ॥ १॥ | 
वृषराशि का चन्द्रमा होकर ग्यारहवें हो और केन्द्र में अ 
बृहस्पति हो तो कामधेनुसंज्ञक योग जानिए । इस योग में ; 
जानेवालों को रण में कामना की सिद्धि होती है।। १॥ || 
कामदयोग-चक्र । 





२६४ बृहज्ज्योतिःसार सऽ । 
| पूर्ण चन्द्रयोग । 
त्रिषष्ठलामगष्वषु रविमन्दकुजेषु च । 
प्रणचन्द्रो महायोगः प्रणराज्यप्रदः सदा ॥ १ ॥ 
तीसरे में सूर्य, छठे में शनैश्चर और ग्यारहव में मङ्गल होतो 
पूर्णचन्द्र महायोग होता हे । वह यात्रा में राज्यदायक है ।। १॥ 
ूर्णचन्द्रयोग-चक्र । 





i मृगेन्द्रयोग _ `, 
लग्ने शुक्र शशी बन्धो कमस्थान गुरुयंदा । 
मगेन्द्रयोगो विख्यातो यातुः सवाथसाधकः ॥ १ ॥ 
लग्न में शुक्र हो, चन्द्रमा चौथे हो और दशवें बृहस्पति हो तो 
मृगेन्द्रसंज्ञक योग होता है। उसमें यात्रा सर्वार्थ-साधिका होती है।।१॥। 
मृगेन्द्रयोग-चक्र । 





बृहज्ज्योति:सार सऽ | 
हे पुणं चन्द्रयोग । 
[गष्वषु रविमन्दकुजेषु च । 
| महायोगः प्रणराज्यप्रदः सदा ॥ १ ॥ 
, छठ में शनेश्चर और ग्यारहवें में मङ्गल हो तो 
होता है । वह यात्रा में राज्यदायक है ।। १॥ 
पुण चन्द्रयोग-चक्र । 





( मुगेन्द्रयोग।, _ - 

म शशी बन्धो कमस्थाने गुरुयदा । 

गो विख्यातो यातुः सवार्थसाधकः ॥ १ ॥ 
हो, चन्द्रमा चौथे हो और दशवे बृहस्पति हो तो 


होता है। उसमें यात्रा सर्वार्थ-साधिका होती है।।१॥। 
मृगेख्रयोग-चक्र । 





मुहूतप्रक्ररण । ९५५, 
के चन्द्रकालानल-चक्र । है 
प्रवाघ्रशूलमभ्यान्त दनऋताद गण्यत । 
त्रिशुलानां भवेन्मृत्युमध्यमं बहिरष्टकम्‌ ॥ १ ॥ 
लाभक्षेमं विजानीयाबन्द्रगर्म न संशयः । | 
चन्द्रकालानलं चक्र नामभं इश्यते रण । 
गर्भ दयं द्वयं दद्यादन्यत्रेकंकमेव च ॥ २॥ । 
पूर्व के त्रिशूल से मध्य के अन्त तक चक्र लिखे । अभिजित्‌समेत 
चन्द्रमा के नक्षत्र से अपने नामनक्षत्र तक विचारे। नाम नक्षत्र त्रिशल 
में पड़े तो युद्ध में मृत्यु हो । त्रिशूल के पास जो एक शूली है उसमें 
पड़े तो मध्यम जानिए । चन्द्र-गभे में नामनक्षत्र पड़े तो लाभक्षेम 
जानिए । इस चन्द्रकालानल-चक्र में नामनक्षत्र युद्ध में देखना उचित 
है । गर्भ में दो-दो नक्षत्र दे, अन्यत्र एक-एक दे ॥ १-२ ॥। 
चन्द्रकालानलचक्र । 


न 


कालका, 
रा न्या 


2 द. कक 
३ २७ 

< २४ 

७ ४ | २६ २३ 
क श्र | 

११ १ २२ 
ई २१ 

१ 0 १ रे १८: २ 0 

१३ १७ 





१% १५ 7 





| बाज कश्या AAR, रामकुमार I 


बृहज्ज्योतिःसार स० ! 


AY 
F ^ 
ड वी 


युद्धनाडी-विचार । 
आद्रादौ मृगपयन्तं मध्ये मूलं प्रतिष्टितम्‌ । 
रवीन्दुनामनक्षत्रै यद्येको नाडिगो भवेत्‌ । 
तस्य म॒युर्न सन्देहो रोगाद्वाथ रणेऽपि वा ॥ १ ॥ 


आर्द्रा नक्षत्र के आदि से मृगशिरा के अन्त तक तिनाड़ीचक्र 
लिखे तथा बीचोबीच में मूल नक्षत्र स्थापित करे । 
फल । 
सूर्य-चन्द्रमा का नक्षत्र तथा नाम-नक्षत्र एक नाडी में पड तो. #७ 
मृत्यु हो । युद्ध और रोग में नाडी-चक्र विचारना चाहिए ॥ १ ॥। 


युद्धनाड़ी-चक्र । 


आ. पू. फा.उ- फा. अनु. | ज्ये. | ध. | श. | भ | कृ. 


“शश 




















| 
eee | ome | "1 > || >>> 


पून ७ प्र. 


पुष्य ।आएले. | चि. 


५11, | छ, पू. भा. अ. | रो. 


ललल» | ला लिरिकल 









FT nd 


ड़. भा. | रे. मृ. 











स्वा. |पुः षा. उ- षा. 








भमि-बलाबल-विचार । 

भृम्यक्षरं चतुगुण्यं तिथिवारसमन्वितम्‌ । र 

शिवनेत्रेहरेद्रागं शष भूमिबलाबलम्‌ ॥ ¦ ॥ 

चन्द्रशेषे बला भूमिः शल्या नेत्रेच शेषके । 

वहिशेषे भवेन्मृत्युयुंद्धकाले विचिन्तयेत्‌॥ २ ॥ 

भूमि नाम के अक्षर को चौगुने करे, तिथि और वार जोड़ दे । 
फिर उसमें तीन का भाग दे, जो शेष बचे उससे भूमि का बलाबल 
विचारे । एक बचे तो भूमि-बल, दो शेष बचे तो शून्य-भूमि 
और तीन बचें तो भूमि मृत्युकारक होती है ॥ १-२॥ 





मुह॒तंप्रकरण । ०६७ 
युद्ध में नारद-विचार । 
तिथिवारयुतं कार्य त्रिभिभांगो विधीयते । 
म्वर्गपातालमृत्युश्च क्रमतो याति नारदः । 
मृत्युलोके यदा तिष्टेत्तदा युद्ध न संशयः ॥ १ ॥ 
तिथि-वार जोड़कर उसमें तीन का भाग दे, शेष क्रम से 
नारद जानिए । एक बचे तो स्वर्ग में, दो बचें तो पाताल में 
और तीन बचें तो मृत्युलोक में जानिए । मृत्युलोक में जब नारद 
हों तब युद्ध होने में कुछ संदेह नहीं है १ ॥ 
_ युद्धकाल-विचार । 
जन्मभादिनभं यावदगणनीयं यथाक्रमात्‌ । 
तिथियुक्तं च वेदध्नं त्रिमिभांगो विधीयते ॥ १ ॥ 
एको मृत्युद्देयोघातं श्ये सुखसमन्वितम्‌ । 
कालङ्ञानमितिख्यातं युद्धकाले विचिन्तयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जन्म-तक्षत्र से दिन-नक्षत्र तक गिने, उसमें तिथि जोड़ 
दे, उसे चार से गुणा करे, उस अङ्कु में तीनको भागदे। 
एक शेष बचे तो मृत्यु, दो बचें तो घात और शून्य बचे 
तो सुख हो। इस काल-ज्ञान को युद्ध-समय में विचारना 
चाहिए ॥ १-२ ॥ 
शस्त्रघट्टनयुक्ति-विचार । 
कृत्तिका च विशाखा च भोमवारेण संयुता । 
तद्योगे घटितं शस्त्रं संग्रामे सिद्धिदायकम्‌ ॥ १ ॥ 


कृत्तिका व विशाखानक्षत्र मङ्गलवार से युक्त हो और यदि उसी 
दिन हथियार गढ़ा जाय तो युद्ध में सिद्धिदायक होता है ॥ १॥ 








२६८ बृहज्ज्योति:सार स० । 
शस्त्नलेपन-विचार 


अपामार्गरसेनेव यानि शस्राएि लेपयेत्‌ । 
जायन्ते यानि संग्रामे वज्रसाराणि निश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
लटजीरे के रस से शस्त्र-लेपन करे तो युद्ध में वज्र के समान 
हो जाय ॥ १॥ 
यात्रा के अन्त में गृहप्रवेशमुहतं । 


हरेवासरं चाष्टषष्ठी च रिक्कां 
विहाय प्रभुः सन्निवृत्तः प्रयाणात्‌ । 
शुभाहे विशेन्मन्दिरं मित्रचित्रा- 
म्ृगाः्युत्तरारेवतीरोहिणीषु ॥ १ ॥ 
प्रवेशान्निर्गमस्तस्मात्मवेशं नवमे तिथो । 
नक्षत्रे च तथा वारे नेव कुयात्कदात्रन ॥ २ ॥ 
जब राजा यात्रा से लौट आये तो गृहप्रवेश में द्वादशी, 
अष्टमी, छठ और रिक्ता ४ । ९ । १४ इन तिथियों को वर्जित 
करे । शुभ-दिन में मन्दिर में प्रवेश करे । अनुराधा, चित्रा, 
मृगशिरा, तीनों उत्तरा, रेवती और रोहिणी के नक्षत्र शुभ हैं । 
प्रवेश से यात्रा व यात्रा से प्रवेश नवें दिन व नवें नक्षत्र तथा 
नवें तिथि में वर्जित हैं ॥ १-२ ॥ 


Co 0 ० ८-- णशा — 





शिवद्विघटिकामुहतं । 


त्रिपुरहरमुदृत केन दृष्टं श्रतं वा 
सकलमपि हि दिष्टं शम्भुना भूतहेतोः । 

यदि शुभमशुभं वा यारशं ताटशांवा | 
तदिदमपि नरेन्द्रेः सवेदा चिन्तनीयम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीमहादेवजी के द्विघटिका मुहूर्त को किसने देखा व सुना हे । 
इसे रुद्रयामलतन्त्र में प्राणियों के कल्याणाथं श्रीमहादेवजी ने कहा 
है । शुभ किवा अशुभ चाहे जेसा कार्य हो उसमें राजाओं को 
चाहिए कि इस मुह॒त का विचार कर लिया करें १॥ 


श्रीपावत्युवाच-- 


श्रीशम्भो ्राणनाथेश वद मे करुणानिध । 
त्रिपुरस्य वथे प्रोक़ा मुद्रतो ये शुभप्रदाः ॥ २ ॥ 
मूतानामुपकाराथ सवेकालेष्टसिद्धिदम्‌ । 
पुरुषाथप्रदं त्राह करुणाकर शङ्कर ॥ ३ ॥ 
श्रीपावंतीजी श्रीमहादेवजी से प्रश्‍न करती हैं कि हे प्राणनाथ, 
दया के समुद्र, श्रीशम्भो ! जो मुहुतं त्रिपुर देत्य के वध में कहे गये 
हैं जो कि शुभ के देनेवाले, सर्वकालिक सिद्धि के देनेवाले और 


पुरुषार्थं के देनेवाले हैं, ऐसे इन मुहूर्तो को प्राणियों के उपकार के 
लिए दयानिधान शंकरजी ! आप मुझसे वर्णन कीजिये ॥ २-३॥ 


ईश्वर उवाच-- 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि ज्ञानं त्रेलोक्यदीपकम्‌ । 
ज्योतिःसारस्य यत्सारं देवानामपि दुलभम्‌ ॥ ४ ॥ 
न तिथिन च नक्षत्रं न योगः करणं तथा । 
कुलिकं यमयोगश्च न भद्रा न च चन्द्रमाः ॥ ५ ॥ 


न = Koei 
बकर" fe क. डा SA हु Dig पध क्ट 











२७० बृहज्ज्योति:सार स० । 


न शूल॑ योगिनी राशिने होरा न ठे ; । 
व्यतीपाते च संक्रान्तो भद्रायामशुभे दिने ॥ ६ ॥ 
शिवालिखितमित्येतत्सवविध्नोपशान्तये । 
कदाचिचलते मेरुः सागराश्च महीधराः ॥ ७ ॥ 
श्रीमहादेवजी उत्तर देते हैं कि हे देवि ! तुम सुनो, मैं तीन 
लोक के प्रकाशक ज्ञान को कहता हूँ, जो कि ज्योतिःसार का सार 
है, अर्थात्‌ ज्योतिःशास्त्र के सारांश का सारांश अर्थात्‌ उससे भी 
सूक्ष्म (संक्षिप्त) है और निश्चय करके देवताओं को भी दुलंभ है । 
इस मुहं में तिथि, नक्षत्र, योग, करण, कुलिक, यम-योग, काल, 
चन्द्रमा, दिशाशूल, योगिनी, राशि अर्थात्‌ लग्न, काल-होरा, 
तमोगुण, व्यतीपात, संक्रान्ति, भद्रा और अशुभ दिन इतने 
कुयोग इस मुहूतं में नहीं विचारने योग्य हैं । शिवजी का लिखा 
हुआ यह मुहूर्त सब प्रकार के विघ्नों की शान्ति करने वाला हे, 
चाहे सुमेर पर्वत चलायमान हो किवा समुद्र और पर्वंत चलने 
लगें, पर ये वाक्य अटल हैं ॥ ४-७ ॥ 
सूर्यः पतति वा मूमो वह्निवां याति शीतताम्‌ । 
निश्चलश्च भवेद्वायुनोन्यथा मम भाषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्रादो कथयिष्यामि मुहृतानि च षोडश । 
गुएत्रयप्रयोगेन चलन्त्येव अहनिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
चाहे सूर्य पृथ्वी पर गिर पडे किवा अग्नि ठंढी हो जाय व 
वायु निश्चल हो जाय, परन्तु हमारा वाक्य अन्य था न होगा । 
ऐसा श्रीमहादेवजी कहते हैं । आदि में सोलह मुहुते हैं जो कि 
तीन गुणों के प्रयोग विधि से दिन राति में चलते हैं ॥ ८-९ ॥। 





मुहतप्रकरण । २७१ 
षोडश मुहतं-विचार । 
रोड श्वेत तथा मेत्रं चावंटं च चतुथकम्‌ । 
पञ्चमं जयदेवं च षष्ठं वेरोचनं तथा ॥ १० ॥ 
तुरगं सप्तमं चेव ह्यष्टमं चाभिजित्तथा । 
रावणं नवमं प्रोक्तं बालवं दशमं तथा ॥ ११ ॥ 
विभीषणं रु्संज्ञं द्वादशं च सुनन्दनम्‌ । 
याम्यं त्रयोदशं ज्ञेयं सोम्यं प्रोक्तं चतुर्दशम्‌ ॥ १२ ॥ 
भागवं तिथिसंत्नं च सविता षोडशं तथा । 
पतानि प्रोक़्कायेषु नियोज्यानि यथाक्रमात्‌ ॥ १३ ॥ |. 
रौद्र १ श्वेत २ मैत्र ३ चार्वेट ४ जयदेव ५ वरोचन ६ | 
तुरगदेव ७ अभिजित्‌ ८ रावण ९ बालव १० विभीषण ११ 
सुनन्दन १२ याम्य १३ सौम्य १४ भार्गव १५ सावित्र १६ ये 
सोलह मुहूर्त उक्त कार्यों में क्र से योजित करे ।। १०-१३ ॥ 


mn mmm 


सुहतकमं-विचार । | | 
रोडे रोद्रतरं कायं शवेते कुञ्जबन्धनभ्‌ । 
स्नानदानादिकं मेत्रे चावटे स्तम्भन भवेत्‌ ॥ १४ ॥ | 
कार्य यजयदेवसंज्ञकवरे सवाथकं साधये- 
सदेरोचनसंत्नके प्रभवति पट्टाभिषेक कमात्‌ । | 
ताद्वेवं तुरदेवनाम्नि विदिते शस्त्राखक साधयेत्‌ | 
कार्य स्यादभिजिन्मुदृतेकवरे ग्रामप्रवेशं सदा ॥ १५॥ || 
रौद्र-मुहर्त में घोर-कार्य शुभ है तथा श्वेत में हाथी-बन्धन | 

शुभ है । मैत्र में स्नानदानादि श्रेष्ठ है तथा चावंट में स्तम्भन- | 
| 





२७२ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


प्रतिष्ठादि शुभ हैं । जयदेव में सब कार्य शुभ तथा । में 
राजगद्दी शुभ है । तुरदेव में शस्त्राभ्यास शुभ है तथा अभिजित्‌ 
मुह॒त में ग्रामप्रवेश सदा शुभ है ॥ १४-१५ ॥ 

रावणे साधयेद्रेर युद्धकार्य च बालव 

विभीषणे शुभं कायं यन्त्रकाय सुनन्दने ॥ १६॥ 

याम्ये भवेन्मारणकायंमुग्र 
सोम्ये सभायामुपवेशनं स्यात्‌ । 
ख्रीसेवनं मार्गवके मुहूत॑ 
सावितृनाम्नि प्रपठेत्सुविद्याम्‌ ॥ १७ ॥ 
रावण में वैरसाधन, वालव में युद्ध-कार्य, विभीषण में शुभ 
कार्य तथा सुनन्दन में यन्त्र अर्थात्‌ पेंच चलाये । याम्य में मारण 
कार्य करे, सौम्य में सभाप्रवेश करे तथा भागेव में स्त्रीप्रसङ्ग 
करे और सावित्र मुहूतं में विद्या पढ़े ॥ १६-१७ ॥। 
वारक्रम से मुहर्तोदय-विचार । 

उदये रोदरमादित्ये मेत्रं सोमे प्रकीतितम्‌ । 

जयदेवं कुजे वारे तुरदेवं बुध स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 

रावणं च गुरो ज्ञेयं भागव च विभोषणम्‌ । 

शनो याम्यं मुहूतं च दिवारात्रिप्रयोगतः ॥ १६ ॥ 

दिनादो यत्मवत्तंत रात्र्यादो तदनन्तरम्‌ । 

दिनान्ते यः समायाति तस्मादेकान्तरेण वे ॥ २० ॥ 

रविवार के उदय में प्रथमं रौद्र-मुहतँ का प्रवेश, सोमवार के उदय 

में मैत्रमुहुतं, मङ्गलवार के उदय में जयदेव और बुधवार के उदय में 
तुरदेव होता है । बृहस्पति के उदय में रावण मुहृते, शुक्र के उदय 








मुहर्तप्रकरण । २७३ 


में विभीषणसंज्ञक और शनैश्चर के उदय में याम्य मुहुते होता है । 
इसी प्रकार दिन-रात्रि के क्रम से मुहृतेवास जानिए । 
दिनमान में सोलह का भाग देना, जो लब्ध मिले वही 
मुह॒तं का प्रमाण जानिए । दिनमान को साठ में घटा देना, जो 
शेष रहे वही रात्रिमान है । उसमें सोलह का भाग देकर जो लब्ध 
मिले उसी के प्रमाण से रात्रि में भी सोलह मुहूत होते हैं । दिन 
रात्रि के प्रयोग से; दिन के आदि में जो मुहूतं हो उससे दूसरा 
रात्रि के आदि में होता है । जो मुहर्त दिन के अन्त में होता है 
वह एक मुहूतं छोड़कर रात्रि के अन्त में होता है॥ १८-२० ॥ 
गुणोदय तथा वास-विचार । 
गुरुसोमदिने सत्त्वं रजश्चाड्रारके भृगां । 
रवो मन्दे बुधे वारे तमो नाडीचतुष्टयम्‌ ॥ २१ ॥ 
बृहस्पति और सोमवार के उदय में दो मुहूतें तक सतोगुण 
का निवास, मङ्गल व शुक्र को दो मुहूतं तक रजोगुण का वास 
तथा रविवार, शनैश्चर और बुधवार को दो मुहूतं तक तमोगुण 
का वास जानना चाहिए ॥ २१ ॥ 
गुणों के वण । 
सत्त्वं गोरं रजः श्यामं तामसं कृष्णमेव च । 
इमं वणं विजानीयात्सत्त्वादीनां यथोदितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सतोगुण गौरवर्ण का, रजोगुण श्यामवणं का और तमोगुण कृष्ण 
वर्णे का है । ये वर्ण सत्त्वादि अर्थात्‌ सतोगुण आदि के जानिए ॥२२॥ 
गुणों का फल । 
सत्त्वेन साधयेत्सिद्धि रजसा धनसम्पदाम्‌ । 
तमसा छेदमेदादि साधयेन्मोक्षमा्गकम्‌ ॥ २३ ॥ 





| 


२७४ वृहज्ज्योतिःसारः स० । 
सतोगुण में सिद्धि का और रजोगुण में धन-सम्पदा का साधन 
करे । तमोगुण में छेद-भेदादि अर्थात्‌ काट छाँट और तोड़फोड़ 
करे तथा मोक्षमार्ग साधन करे ।। २३ ॥ 
मुह्॒तों की रेखाएं । 
शून्य नमः खाम्रभिख वर्ण" 
७ ) Pa 090 
[वघ्नं 'वनुयुग्मगणा[धपाद्य कनै 
मृत्युस्तथा पादयमादिवएं: 
श्रीविष्णुनामामृतसंक्षसिद्धिः ॥ २४ ॥ 
शून्य, नभ व ख संज्ञा तथा अभ्रसंज्ञा ये नाम शून्यरेखा के 
हैं । विघ्न, धनु, युग्म तथा गणाधिप ये विघ्नरेखा के नाम हैं । 
मृत्यु, पाद और यम ये नाम कालरेखा के हैं । श्री, विष्णु और 
अमृतसिद्धि ये अमृतरेखा के नाम हे ॥ २४ ॥ 
रेखाओं का स्वरूप । 


अमृतश्चोध्वरेखेका कालरेखात्रयं भवेत्‌ । 

विध्नमावत्तंक ज्ञेयं शून्ये शून्यभितिक्रमः ॥ २५ ॥ 

एक रेखा ऊर्ध्व करने से अमृतरेखा का स्वरूप होता है, तीन 
रेखा ऊर्ध्व करने से कालसंज्ञक अर्थात्‌ मृत्युसंज्ञक जानिए । गोल 
रेखा करने से विघ्नसंज्ञक होती है, इसी को धनु रेखा भी जानिये 
और शून्य का स्वरूप लिखने से शुन्यसंज्चक जानिए ॥ २५ ॥ 


रेखाओं का फल । | 
शून्ये नेव भवेत्काय विध्नमावत्तेके भवेत्‌ । 
स्यान्मृत्युः कालरेखायां सवसिद्धिस्तथामृते ॥ २६ ॥ 








मुह॒तेप्रकरण । २७५ 
शून्य में काये न हो और गोल अर्थात्‌ विध्नरेखा से विघ्न हो । 
कालरेखा में मृत्यु और अमृतरेखा में सर्वेसिद्धि जानिए ।। २६ ॥ 
राशियों के घात-गुण । 
धनुमीनककटानां सत्त्वे घातो विनिर्दिशेत्‌ । 
तुलालितृषमेषानां घातो रजसि निश्चितम्‌ ॥ २७ ॥ 
यामिथुनसिहानां कुम्भस्य मकरस्य च । 
घातस्तमसि वेलायां विपरीतं शुभावहम्‌ ॥ २८ ॥ 
धनु, मीन और कक राशियों का सतोगुण घात है । तुला, वृष, 
मेष और वृश्चिक इनका रजोगुण घात है । कन्या, मिथुन, सिह, 
कुम्भ और मकर इनका तमोगुण घात है । इनके विपरीत अर्थात्‌ 
इनको छोड़कर शेष शुभ हे ॥| २७-२८ ॥ 
राशियों के वण । 
धनुककटमीनाख्या गोरणा: प्रकीतिताः । 
` वृषमेषतुलाश्चेव वृश्चिकः श्यामवणकः ॥ २६ ॥ 
मिथनो मकरः कुम्भः कन्या सिंहश्च कृष्णकः । 
गोरश्च म्रियते सत्त्वे श्यामवर्णो रजोगुण । 


कृष्णास्तामसवलायां {प्रयतं नात्र सशयः ॥ ३० ॥ 

धनु, कर्क और मीन राशि का गौर वर्ण है तथा वृष, मेष, _ 
तुला और वृश्चिक का श्यामवण है । मिथुन, मकर, कुम्भ, कन्या 
और सिह का कृष्ण वर्णे है । 

फल । 

गौरवर्ण राशि का सतोगुण मृत्युकारक, श्यामवर्णं का 
रजोगुण मृत्युकारक और कृष्णवर्णं का तमोगुण मृत्युकारक 
जानिए ॥ २९-३० ॥। 








२७६ बृहज्ज्योति:सार स० । 
महीनों में मुहूत॑-व्यवस्था । 


माधफार्गुनचेत्रेष वेशाख श्रावणे तथा । 
नभस्यमासि वाराणां मुहृतोनि यथाक्रमात्‌ ॥ ३ | ॥ 

माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, श्रावण तथा भाद्रपद इन महीनों 
में रविवारादि मुहूर्त यथाक्रम पूर्वोक्त प्रकार से जानिये ॥ ३१ || 


रव्यादिवारों में क्रम से दिनरात्रि-रेखा । 


खो नभः केशवविध्नराजो 
गोविन्दनामा नभआखुगामी । 
रात्रो नसिहों युगल नभः प- 
ज्ञक्ष्मीशलम्बोदररामसंज्ञो ॥ ३२ ॥ 
सोमे हरिविष्नपतिः सुरेशः 
शून्य च गोरीसुतविष्णुसंज्षा । 
पदं निशायां खखविष्णुशून्यं 
युग्मं च नारायणविध्ननाथो ॥ २२ ॥ 
रविवार के दिन प्रथम मुह॒तं में शून्यरेखा होती हे, फिर तीन 
मुहृतं तक अमृतरेखा, फिर चार मुह॒र्तं तक विघ्नरेखा, फिर तीन 
मुहृतं तक अमृतरेखा, फिर एक मुहृतं में शून्यरेखा तथा शेष में 
विघ्तरेखा जानिये । रात्रि को प्रथम तीन मुहूर्त में अमृतरेखा, 
फिर दो मुहूतं तक विघ्नरेखा, फिर एक मुहूतं शून्यरेखा, फिर एक 
मुहृतं कालरेखा, फिर तीन मुहुर्त अमृतरेखा, फिर चार मुहुत तक 
विघ्नरेखा होती है, तत्पश्चात्‌ दो मुहूर्तं तक अमृतसंज्ञा जानिए । 
सोमवार के दिन प्रथम दो मुहुतं अमृतरेखा, फिर चार मुहृतं 








मुहतेप्रकरण । २७७ 


तक विध्नरेखा, फिर तीन मुहूतें अमृतरेखा, फिर एक मुहूतं शून्य- 
रेखा, फिर चार मुहूर्त तक विघ्नरेखा, फिर दो मुहूर्त तक अमृत- 
रेखा जानिये । रात्रि को प्रथम मुहुर्तं कालरेखा, फिर दो मुहूतं 
शून्यरेखा, फिर दो मुहूर्त अमृतरेखा, फिर एक मुहूत शून्यरेखा 
होती है । उसके बाद दो मुहूतं तक विध्नरेखा, फिर चार मुहूतं 
तक अमृतरेखा और शेष में विघ्नरेखा होती है ।। ३२-३३ ॥ 


भोमे यमो मारमणोऽथ युग्मं 
युग्मं हरिश्चेव गजाननश्च । 
नक्तं च विघ्नो द्विपदं मुकुन्दः 
पदत्रयं श्रौपतिखंनमश्रीः ॥ ३४ ॥ 
बुधे धनुः कृष्णयमो च सोरिः 
सिद्धिधनुः सोरियमों च सिद्धिः । 
रात्रो सुपणध्वज एव युग्मं 
नभोऽथ दामोदरकुञ्जरास्यो ॥ ३५ ॥ 
मङ्गल के दिन प्रथम दो मुहूर्त कालरेखा, फिर चार मुहूतं 
अमृतरेखा, फिर चार मुहुर्त विघ्नसंज्ञक, फिर दो मुहूतं अमृत- 
रेखा, शेष विघ्तरेखा हैं । रात्रि को प्रथम दो मुहूतं तक विघ्न- 
रेखा, फिर दो मुहतँ कालरेखा, फिर तीन मुहूतं अमृतरेखा, फिर 
तीन मुहृतं कालरेखा, फिर तीन मुहुत अमृतरेखा, फिर दो मुहूतं 
तक शून्यरेखा, फिर एक मुहुते अमृतरेखा होती हे । 
बुध के दिन प्रथम दो मूहुतं तक विघ्नरेखा, फिर दो मुहूतं 
अमृतरेखा, फिर दो मुहूतं कालरेखा, फिर तीन मुहूतं अमृतरेखा, 
फिर दो मुहूर्त तक विघ्नसंज्ञा, फिर दो मुहूतं अमृतरेखा जानिए । 








२७८ वृहज्ज्योतिःसार स० । 

उसके बाद दो मुहृ्त तक कालरेखा, शेष अमृतरेखा जानिये । रात्रि 
को प्रथम पाँच मुहूतं तक अमृतरेखा, फिर दो मुह॒तें तक विध्न- 
रेखा, फिर एक मुहतं शून्यरेखा है, फिर चार मुहूतं अमृतरेखा 
होती है शेष विध्नरेखा जानना ॥ ३४-३५ ॥। 


गुरो गोपिनाथस्तथा विध्नराजो 
नभः केशवः कुञ्जरास्यस्तथव । 
निशायां पदं नन्दजः सूर्यसूनु- 
नंभोमाधवश्चापेमक हरिश्च ॥ ३६ ॥ 
शुक्रे कृष्णः स्याद्यमः खं मुरारिः 
गौरीपुत्रः श्रीपतिः शून्यमेकम्‌ । 
नतं कालः कसहा खं च युग्मं 
पादडन्दो वामनः खं च पादों ॥ ३७ ॥ 
वृहस्पति के दिन प्रथम चार मुहूतं अमृतरेखा, फिर चार 
मुहृत विघ्नरेखा, फिर एक मुहूत शून्यरेखा, फिर तीन मुहूतं 
अमृतरेखा है, शेष विध्नरेखा जानिए । रात्रि को प्रथम एक मुहूत 
कालरेखा, फिर तीन मुहुर्तं अमृतरेखा, फिर चार मुहूतं कालरेखा 
जानिए । फिर एक मुहूर्त शुन्यसंज्ञक, फिर तीन मुहूर्त अमृतरेखा 
जानना । फिर दो मुहुर्तं तक विध्न है, शेष अमृत जानना । 


शुक्र के दिन. प्रथम दो मुहूतं अमृतरेखा, फिर दो मुहूतें काल रेखा, 
फिर एक मुह॒तं शुन्यरेखा, फिर तीन मुहृतं अमृतरेखा जानना। फिर 
चार मुहुतँ विघ्नसंज्ञक, फिर तीन मुहृते अमृतसंज्ञक, शेष शून्यरेखा 
जानिए । रात्रि को प्रथम दो मुहूतं कालरेखा, फिर तीन 
मुहरतं अमृतरेखा, फिर एक मुहत॑ शून्यरेखा, फिर दो मुहूतं 





मुह॒तंप्रकरण . २७९ 





® विघ्नसंज्ञक रेखा जानिये, फिर दो मुहूत कालरेखा होती हे । | 
इसके बाद तीन मुहुतं तक अमृतरेखा और फिर एक मुहूर्त शून्य | 
रेखा है । शेष कालरेखा जानिए ।। ३६-३७ ।। || 
शनो पदं श्रीः खनभोनभः खं | 
नारायणः खं हरिखं हरिश्च । | 
रात्रों च शून्यं यमयुग्ममाधवो | 
. खविध्नराजो नृहरिश्च पादो ॥ २८ ॥ | 
शनैश्चर के दिन प्रथम एक मुहते कालरेखा, फिर एक मुहूर्त | 
* अमृतरेखा, फिर चार मुहुर्त तक शून्यरेखा, फिर चार मूहृतं ॥ 
अमृतरेखा होती है । उसके बाद एक मुहूतं शून्यरेखा, फिर दो | 
मुहृत॑अमृतरेखा, फिर एक मुहूर्त शून्यरेखा होती हे । शेष 
अमृतरेखा का वास जानिये । रात्रि को प्रथम एक मुहूतं शून्यरेखा, 
फिर दो मुहूतं कालरेखा, फिर तीन मुहूतं अमृतरेखा, उसके बाद 
एक मुहुर्त शून्यरेखा जानिए; फिर चार मुहूतं तक विध्नरेखा 
तत्पश्चात्‌ फिर तीन मुहूतं अमृतरेखा होती हें । शेष कालरेखा 
जानना ॥ ३८ ।। 
आश्विन, कात्तिक आदि के रविवार आदि को 
मुहृतं-रेखाओं का विचार । 


अथाशिवने कात्तिकमागपोष- 

सूर्यादिवारेषु मुहृतरेखाः । 
नामाक्षराणां वचनप्रवृत्त्या 

विचारपूव विुधेविचिन्त्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सूर्य नृसिंहो द्विपदश्च चापो 

हरिनेभः खं पदमच्य॒तोऽइप्रिः । 











२८० . बृहज्ज्योतिःसार स० । 


रात्री पदं चापखमच्युतं च ` 
युग्मं यमो विष्णुखसिद्धिसंज्ञो 1 ४० ॥ 


आश्विन, कातिक, अगहन और पौष इन महीनों के रविवा- 
रादि मुहर्त रेखा का विचार पूर्वाचार्य कहते हैं कि नाम के तथा 
वचन के प्रमाण से रेखा जानना अर्थात्‌ रेखा के दूसरे नाम में 
जितने अक्षर हों उतने मुहूर्त तक वही रेखा जानिए तथा वचन अर्थात्‌ 
जो प्रथम प्रधान नाम रेखाओं के कह आये हैं उनमें से किसी का 
नाम पाठ में आवे तो एक मुहूतं तक वही रेखा जानिये । विध्न- 
रखा धन्वाकार होती है उससे दो मुह॒तं तक वास करती है अर्थात्‌ 
धन्वा की प्रत्यञ्चा दोनों भ्रमर अर्थात्‌ दोनों तरफ से जुड़ी होती है 
इससे दो कोठों में स्थापित हैं । यह व्याख्यान ऊपर से जानना । 


रविवार के दिन प्रथम तीन मुहूतं तक अमृतरेखा, फिर दो 
मुहूते तक काल रेखा, फिर दो मुहृते तक वरिघ्नरेखा जानिए। 
फिर दो मुहूतं तक अमृतरेखा होती है, उसके बाद दो मुहूतं तक 
शून्यरेखा वास करती है । फिर एक मुहुर्त कालरेखा, फिर तीन 
मुहूर्त अमृतरेखा होती है, शेष कालरेखा जानिए। तथा राति 
को प्रथम कालरेखा एक मुहूर्त, फिर दो मुहुतं विघ्नरेखा, फिर 
एक मुहूर्त शून्यरेखा का होता है फिर तीन मुहूतं अमृतरेखा, 
फिर दो मुहूतं तक विध्नरेखा जानिए । फिर दो मुहूत तक 
कालरेखा, फिर दो मुहूर्त अमृतरेखा, फिर एक मुहूर्त शून्यरेखा 
का होता है । शेष में अमृतरेखा जानिए ।। ३९-४० ।। 


मोमेऽइत्रिचापं खनमोमुकुन्दो 


७" 


नमश्च युग्मं हरिखं हरिश्च । 








मुहतप्रकरण ! २८१ 


पदं निशायां खयुगं मुरारि- 

विनायको विष्णुनभश्च विष्णु; ॥ 2१ ॥ 
भोमे तथेभास्यनभो5थ विष्णु- 

नंभोयगं गोपतिखं गणंशः । 
न्तं गजेन्द्रास्यखमच्युतं च 

युग्मं च शून्यं नृहरिश्च शून्यम्‌ ॥ 2२ ॥ 


सोमवार के दिन प्रथम मुहूत में कालरेखा, फिर दो मुहु 
विघ्नरेखा, फिर दो मुहतं शून्यरेखा, फिर तीन मुहुते अमृतरेखा, 
फिर एक मुहुर्त शून्यरेखा, फिर दो मुहूर्त विघ्नरेखा, फिर दो मुहूत 
अमृतरेखा, फिर एक मुहूर्त शून्यरेखा है, शेष अमृतरेखा जानना । 


मंगल के दिन प्रथम चार मुहुर्त तक विघ्नरेखा, फिर एक 
मुहुर्त शून्यरेखा, फिर दो मुहुर्तं अमृतरेखा, फिर एक मुहूत 
'शून्यरेखा, फिर दो मुहूत विध्नरेखा, फिर तीन मुह॒त अमृत- 
रेखा, फिर एक मुहूर्त शून्यरेखा जानिए, शेष विघ्नरेखा होती 
हैं । रात्रि को प्रथम चार मुहूर्त विध्नरेखा, फिर एक मुहूत॑ 
शून्यरेखा, फिर तीन मुहूर्त अमृतरेखा, फिर दो मुहूतं विघ्नरेखा, 
फिर एक मुहुतं शून्यरेखा, फिर तीन मुहूतं अमृतरेखा के होते 
हैं, शेष विघ्नरेखा जानना ॥ ४१-४२ ।। | 


बुधे धनुः श्रीपतिपादयुग्मं 
नारायणः स्यादगणनाथसिद्धिः । 
शत्रो तु कालो हरिशून्यकाली 
गोविन्दगोरीसुतशून्यसिद्धिः ॥ ४३ ॥ 








स्र बृहज्न्योति'सार स ¦ 


गुरो हरिः शून्ययुगं सुरशाः 
श्रीविष्नराजो गगनं तथा श्रीः । 
निश्यंत्रिदेत्यारिखिकामुक च 
पदे मुरारिः खयुगं पुनः श्रीः ॥ ४४ ॥ 


बुध के दिन प्रथम दो मुह॒ते विघ्नरेखा, फिर तीन ] | 
फिर दो मुहूतं कालरेखा, फिर चार मुहुर्त अमृतरेखा, उसके बाद 
चार मुह॒ते तक विध्नरेखा जानिए, शेष शून्यरेखा होती हैं। रात्रि 
को प्रथम दो मुहूतं कालरेखा, फिर दो मुहूत अमृतरेखा, फिर 
एक मुहते शून्यरेखा, फिर दो मुहुर्त कालरेखा, फिर तीन मुहूतं 
अमृतरेखा, फिर चार मुहृते तक विध्नरेखा, फिर एक मुहृते - 
शून्यरेखा की होती है, शेष अमृतरेखा के मुहूर्त जानिए । 


वृहस्पति के दिन प्रथम दो मुहतं अमृतरेखा, फिर एक मुहूत 
शुन्यरेखा, फिर दी मुहूत तक त्रिध्नरेखा, फिर चार मुहूतं तक 
अमृतरेखा, फिर चार मुहर्त विघ्नरेखा, उसके बाद दो मुहूत 
शून्यरेखा के होते हैं, शेष अमृतरेखा का मुहूतं जानिए रात्रि 
को प्रथम एक मुहूतं काल का वास, फिर तीन मुहुते तक 
अमृतरेखा, फिर एक मुहू तं तक शून्यरेखा होती है, फिर दो मुहूतं 
तक विघ्नरेखा, उसके बाद दो मुहूतं तक कालरेखा, फिर तीन 
मुहुतं तक अमृतरेखा, फिर एक मुहुतं शून्यरेखा, फिर दो मुहूतं 
त्रिघ्नरेखा जानिए, शेष में अमृतरेखा वास करती है ।।४३-४४।। 


शुक्रेऽप्ृतं चापमरिन्दमश्च 
लम्बोदरः केशवश्त्यपादम्‌ । 





मुहुतंप्रकरण । २८३ 


नक्तं च युग्मं नृहरिः खयुग्म 

नसिहयुग्मं गगनं च युग्मम्‌ ॥ 2५ ॥ 
शनो पदं श्रीन नमो न कृष्ण: 

खं श्रीपदं विष्णुनभो हरिः पत्‌ । 
शत्रो पदं खं पदनन्दसूनु- 

गजाननो गोपतिशन्यपादाः ॥ ४६ ॥ 


शुक्र के दिन प्रथम एक मुहूतं अमृतरेखा, फिर दो मुहूतं 
विघ्नरेखा, फिर चार मुहूर्त अमृतरेखा, फिर चार मुहूर्त विघ्न- 
रेखा, फिर तीन मुहूतं अमृतरेखा, फिर एक मुहूतं शून्यरेखा होती 
है, शेष में कालरेखा जानिए । रात्रि को प्रथम दो मुहूतं तक विघ्न- 
संज्ञक रेखा वास करती है, फिर तीन मुहूतें अमृतरखा, फिर एक 
मुहुर्त शून्यरेखा, फिर दो मुहूतं विघ्नरेखा, फिर तीन मुहूर्त 
अमृतरेखा, फिर दो मुहूर्त विध्नरंखा, फिर एक मुहूर्त तक शून्य- 
रेखा होती है । शेष विघ्नरेखा के मुहूत जानिए । 


शनैश्चर के दिन प्रथम एक महुते कालरेखा, फिर एक मुहूत 
अमृतरेखा, फिर एक मुहूतं शून्यरेखा, फिर एक मुहुर्त अमृतरेखा, 
फिर एक मुहुतं शुन्यरेखा, फिर दो मुहूत अमृतरेखा के होते 
हें । फिर एक मुहुर्त शून्यरेखा, फिर एक मुहूर्त अमृतरेखा, 
फिर एक मुहुतं कालरेखा, फिर दो मुहूर्त अमृतरेखा, फिर 
एक मुहूतं शून्यरेखा का होता हे । फिर दो मुहूतं अमृत- 
रेखा, शेष कालरेखा जानिए। रात्रि को प्रथम एक मुहूतं 
कालरेखा, फिर एक मुहूर्त शून्यरंखा, फिर एक मुहूतं काल- 
रेखा, फिर चार मुहूत अमृतरेखा, फिर चार मुहूतं 





हा वृहुज्ज्योतिःस[र रऽ । 


वि घ्न रेग्बा फिर तीन मुह त अमृतर खा, फिर एक मुहर्त 
शुन्यरेखा का होता है, शेष कालरेखा जानिए ॥ ४५-४६ ॥ 


ज्येष्ठ और मजमास आदि की रेखाएं । 


ज्येग्ने मासे तथा55पाढे तथा वे मलमासके । 

सूर्यादिवारे संशाध्याः क्रमशो नामभ दिमे ॥ ४७॥ 
अर्कै शून्ये च कृष्णो युगपदयुगलं खं हरिविष्णुचापं 
शत्रो लक्ष्मीशयुग्मं युगलहरियुगं युग्मकृष्णं च शून्यम्‌ । 
सोमे चापद्यं नो नृहरिखियुगलं पीतवासाश्च शून्यं 
चापं द्रन्दनिशायामजपदखमजं चापपद्ेशपादाः ॥४८॥ 


ज्येष्ठमास, आषाढ़मास तथा मलमास में रविवार के क्रम 
से नाम की राशि से द्विघटिका मुहूतं का विचार करे । रविवार 
के दिन प्रथम दो मुहुतं शून्यरेखा, फिर दो मुहृते अमृतरखा, 
फिर दो मुहुर्त विघ्नरेखा,- फिर एक मुहृतं कालरेखा, फिर दो 
मुहूतं विघ्नरेखा, फिर एक मुहुर्त शून्यरेखा, फिर चार मुहूतं 
अमृतरेखा के हैं, शेष विघ्नरेखा जानिए । रात्रि को प्रथम तीन 
मुहूतं तक अमृतरेखा, फिर चार मुहते विघ्नरेखा, फिर दो मुहृतं 
अमृतरेखा, फिर चार मुहूतं विघ्नरेखा, उपरान्त इसके दो मुहूतं 
तक अमृतरेखा है, शेष शून्यरेखा जानना । 


सोमवार के दिन प्रथम चार मुहूत विध्नरेखा, फिर एक 
महत शून्यरेखा, फिर तीन मुहते अमृतरेखा, फिर एक मुहूतं शून्य- 
रेखा, फिर दो मुह॒तं तक विघ्तरेखा, फिर चार मुहृतं तक अमृत- 
रेखा, शेष शून्यरेखा जानिए। तथा रात्रि को प्रथम चार मुहूतं 





मुहूर्तप्रकरण ! २८५ 


विघ्नरंखा, फिर दो मुह॒तै अमृतरेखा, फिर एक मुहूर्त कालरेखा, 
फिर एक मृहत शून्यरेखा, फिर दो मृहुते अमृतरेखा; फिर दो 
महतं तक विध्नरेखा, फिर तीन मुहूत अमृतरेखा होती है, शेष 
कालरेखा जानना ॥ ४७-४८ ॥। 


भोमे शून्ये च कृष्णो युगगगनहरिस्रीणिचापानिसिद्धि- 
नक्तं युग्मं द्विशून्यं युगयुगलपदं श्रीखचापं हरिश्च । 
सोम्ये श्रीविघ्ननाथोंऽथ हरिगणपतिः पद्मनाभश्च पादा 
दोषायांसिद्धियुग्मंहरिखगजमुखाः कृष्णशून्येचकृष्णः ॥४९॥ 
जीवे विष्णुश्च चापोगगनमजितखञ्चाङम्रिपादोनृसिंहो 
रत्रोनोखंमुरारिगंगन युगगजोविष्णुचापाइप्रियुग्मम्‌ । 
शुक्रे युग्मं मुरारिगंगनयुगगजो रामचापीश्थ पादो 
तद्रात्रो युग्मगोपीपतियुगगगनं श्रीवरः खंपदे श्रीः ॥५०॥ 


मङ्गल के दिन प्रथम दो मुहूतं शून्यरेखा, फिर दो मुहूत 
अमृतरेखा, फिर दो मुहूर्त विघ्नरेखा, फिर एक मुहूतं शून्यरेखा, 
फिर दो मुहृतं अमृतरेखा, फिर छः मूहूतं तक विघ्नरंखा जानिए, 
शेष अमृतरेखा जानिए । रात्रि को प्रथम चार मुहूर्त तक विघ्न- 
रेखा, फिर एक मूहूर्तं तक शून्यरेखा, फिर चार मुहुते तक विघ्न- 
रेखा जानिए, फिर एक मुहूतं तक कालरेखा होती है । इसके 
उपरान्त एक मुहृतं तक अमृतरेखा, फिर एक मुहूर्त शून्यरेखा 
फिर दो महत विघ्नरेखा और शेष अमृतरेखा जानिए । 


बुध के दिन प्रथम एक मुहूर्तं अमृतरेखा, फिर चार मुहूतं तक 
विघ्नरेखा, फिर दो मुहुर्त अमृतरेखा के होते हैं, फिर चार 











२८६ ब्रुहज्ज्योति सार सं» । 


मृहृतं विष्तरखा, फिर चार मुहूत तक अमृतरेखा, शेष काल- 
रेखा होती है । रात्रि को प्रथम अमृतरेखा, फिर दो मुहूत 
विध्तरेखा, फिर दो मुहूर्त अमृतरेखा, फिर एक मुहूर्त शून्यरेखा 
होती है, फिर चार मुहूर्त तक विघ्नरेखा, फिर दो मुहूर्त 
अमृतरेखा, फिर दो मुहूर्त शून्यरखा, शेष मुहूर्त अमृतरंखा के 
जानना चाहिए । 


बृहस्पति के दित प्रथम दो मुहूर्त अमृतरेखा, फिर दो मुहूतं 
विष्नरेखा, फिर एक मुहूर्त शून्यरेखा, फिर तीन मुहूर्त अमृतरेखा, 
फिर एक मुहूर्त शून्यरेखा होती है । चार मुहूर्त तक कालरंखा, 
शेष अमृतरेखा के मानिए । राति को प्रथम दो मुहुर्त शून्यरेखा, 
फिर तीन मुहूर्त अमृतरेंखा, फिर एक मुहूर्त शून्यरेखा, फिर चार 
मुहूर्त विध्नरखा, फ़िर दो महूर्त अमृतरेखा, फिर दो मुहूर्त 
"विध्नरेखा के होते हैं, शेष कालरेखा के मुहूर्त जानिए । 


क्र के दिन प्रथम दो मुहूर्त विघ्नरेखा, फिर तीन मुहूर्त 
अमृतरेखा, फिर एक मुहूर्त शून्यरेखा, इसके बाद चार मुहूर्त तक 
विध्नरेखा होती है । फिर दो मुहूर्त अमृतरेखा, फिर दो मुहूर्त 
विध्नरेखा, शेष कालरेखा जानिए । तथा रात्रि को प्रथम दो 
मुहूतं विघ्नरेखा, फिर चार मुहुर्त अमृतरेखा, फिर दो मुहूत 
विघ्तरेखा, फिर एक मुहूर्त शून्यरेखा, फिर तीन मुहुर्त अमृतरेखा, 


फिर एक मुहूर्त शून्यरखा, फिर दो मृहर्त तक कालरेखा होती है, 
शेष अमृतरेखा के जानिए ॥ ४९-५० ॥ 


न्दे श्रीयुर्मसिद्धि: खहरिहरिनमः शोर्खिंसिद्धिखंवा । . 








मुहूतप्रकरण ' 


नवतं श्रीयुग्मसिद्धिः खलयुगलहरि- 
व्याँमगोविन्दशून्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शनेश्चर के दिन प्रथम मुहूर्त अमृतरेखा, फिर दो मुहूर्त 
विघ्नरेखा, फिर दो मृहृते अमृतरेखा, फिर एक मुहूर्त शून्यरेखा, 
फिर चार मुहृतं अमृतरेखा, फिर एक मुहूतं शून्यरेखा, फिर दो 
मृहृतं तक अमृतरेखा, फिर एक मुहूत शून्यरेखा, फिर एक मुहु 
तक अमृतरेखा होती है, शेष शून्यरेखा के मुहतं जानिए । रात्रि 
में प्रथम एक मुहुर्त अभृतरेखा, फिर दो मुहुर्त विघ्नरेखा, फिर 
दो मुहुर्त अमृतरेखा, फिर दो मुहुर्ते शून्यरेखा, फिर दो मुहुर्त 
विघ्नरेखा, फिर दो मुहृत अमृतरेखा, फिर एक मुहुर्त शुन्यरेखा, 
फिर तीन मुहूर्त अमृतरेखा, शेष शून्यरेखा जानिए ।। ५१ ।। 
रुद्रप्रोक्रमिद ज्ञानं शिवाये रुद्रयामले । 
गोपनीयं प्रयत्नेन सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
' यह द्विघटिका मुहुर्त का ज्ञान रुद्रयामल ग्रन्थ में श्रीमहादेवजी 
ने श्रीपार्वतीजी से वर्णन किया है अतः इसे यत्न से गुप्त रखना 
चाहिए, यह शीघ्र सिद्धिकारक है ॥ ५२ ॥ 


इति प्रकीणके शिवद्विधटिका समाप्ता । 


०९) 
/। 
९ 





SSD eee 


४८८ भुट्ज्ज्योतिःस्तार उ", 
































क्र) : फरे 
हा हती हनी 
वैक | विद्यारभ 
bP "" 1 
2228060012. 
के दोस 
स्त्रीसेवा 
तके है कीन 
ह । सभाप्रबेश पा FE 
NE छ कक्षे कश "तण य हि 
रि | मारणकर्म औँ 
F 
त का TET tr सि 
प्र | ५-- + 
fsa यन्त्रचालन फु 5 
कि क | ति हु 
य 
E | शुभका i i 
|| न्न ~ 
® pe 0 « 
Es घ | युद्धका उ 
6 न छि | वरकाय ha 
(0 4 Mh - 
फ ६ | ग्रामप्रवेश टि ळ| टॅ 
09 E "५ ८ ८ ८ 2 र डि ५ १ Fo 
EE €| +. । श्या कया 
म Pe 5 dE गस्त्रसाध्न णि 
शच मे अही FT 
। न छ 5 
FE tl | शुभपट्टाभिषक (राजगह री 
ce EF | Fs ६ वि ने 
SE Ey | हि 
Ee सर्वेकाय सिद्धि हू 
(४) 
॥ स्तम्भन 
ति न 1५४ hx 
| छ | ४ 








वल्या आवा डळ. 


i | स्नानदानादि शुभकार्य 


ऱ्य | कुञ्जरबन्धन 


bv ree 


| रौद्रकायं 








सुसुतप्रकणए 


| 
फल 
ओर प 
चक्र त्‌ 
गुणोदय 

द्‌ 

3 











गणे 
al led he 
| र 
८ जु 
र 
ष्ण 
T ै “> 
फक यय 
र ब 
ए 
गुए न 
सम्पत्ति 
हे 
। अशुभ 
il क 
वणी 
र शोर 
शो 
र हि डि 
tT 
न अशुभ 
त्र 










'वेचाए] 
"वेच 
णशिवए 

व 

णाश 

र 

सह दुख 

क त्र 

गुएवएं ध 

गव 

गए 

गुए, 

गु 





हि बरल्ज्योलिः सारस 
ग्रधमाय-फाल्यान-चैत्र-वेशाख- आवण-भाउपदुमासेषु, | 


आरिक्न- कातिक मार्भशीसे >पेष्ठाषार 


a ६73. सुर्यादिबारे 
शेध्यानि 
र त । 
शश Vz ) ७३ कालरेरखा 


कि या 0 SENSES 


माध-फा 
slsls री कजा 
Ire. 


१ ६४ 


Mr MES 


11711 11071 111 








मुरत प्रकाए । 
चन्द्र-ठिन-मुदुत-चक्। 


इनर हाराय गण नि रु 


रूह ग्रिल |` 











2४८८८४५८५1. ८८2 


गा! या सस 


ls 




















बढ्ज्ज्योतिः सार्‌ ए० 
भौस-दिनः मुहूते- चक्र! 


| से] भास. |रो- ४वे भे. चा मु 


सस | ठ त स 8-२ ते| 
FEBS 





। फे iE | | 






| गु. | र [त ते 





सआदय-फा 


< 





२१३ 


सुहुते प्रकरण । 
बुध-दिन-मुहते-चक्र। 
नवि प ot | मु 
10111 10071]. 


| | माथ -फो 
| "० |$ 9७४६ | भे ऋ 
| स्र 3६ 


आश्विन 
० | र 9 |का- भार्ग 


ज्मण्दा 





(१ 
ठे 





कहता 
| 899 9 


५ ठे 





बुध- रात्रे-मुर्त- चक्र । 


गे गभिइनभनणशहा नर जा 
11111 1111 1 0 0 ररत त 


ll i या 






मास 


9 | सेब. ४ ऱ्य षढ्मल 














9४४ 
बृहज्ज्योतिः सार स०। 
गुरु-दिन- मुहूर्त- थक्र। 


विस या. 
Fr आ|स-पि | पे 
eee 


i 
0016 
हवि 
1000000000: 
बाढ सल 


गुर रात्रि- मुहुत-चक्न। 


[शनि न. के ह 
31111 1 41010 16 


nine 
i 
7710 
























टं 
मुरते. प्रकणा । 
ह झाक्री न मुहूत -चळ। 


विः|सुः|या- | सो. भा! स ग. भवे मे. चा. ५ मे. याज. बे. तु अर वा। सु 


रत सा सर रत क सासर |र कत 
५०४४ Pls 6 # न 99310 
| | a 
| | आखिन 


|; 9 क ह. 9 95 ४ कमग | 
ज | 
| 















| 
1919 R ग" का 


मनि न [गरे आर चि 
७ 006060000 ग 






=e 


i आफ यु 


Sch 8 |$ ISIS १. [0 || शामल 


शहज्ज्योतिःसार स«। 
शनि-दिन-मुद्दूते चक्र! 


श ५/5 [उमे ह| 55 षु 


आध -फो- 
SEF 


हि | 
ध्‌ 


मासघु 
णत्रि-मुइते-वक्र। 
से सर मे | [रन थि मु 


५५4५1 (11111 ररत तय. । 


४४४$|$ 5 ७४७ पैक 


0000000100: 





षाढ गला 


सूयेनारायए त्रिपठिसगृरीते बृहज्ज्योतिः सोर मुदत 


परकर दितीय समाप्तम २४ 








दि 


(२) ताजिकप्रकरण 
वर्षे-प्रवेश का प्रकार । 32 


सपादमधसाद्ध च त्रिस्थानस्थं गताब्दकम्‌ । 
वारनाडीपलेभ्यश्च जन्मवारादिसंयुतम ॥१ ॥ 
गत वर्ष को तीन जगह स्थापित करे। प्रथम को सवाया करे, उनको | 

वार जानिए; दूसरे को आधा करे, वे घटी होती हैं; तीसरे अङ्क | 
को ड्योढा करे, वे पल होते हैं; उनमें जन्म वारादि के जोडने से 
वर्ष के इष्ट वारादि होते हैं । 

उदाहरण-गत वर्ष २० को सवाया किया तो २५ हुए, ब्रीस 
को आधा किया तो १० हुए, फिर बीस को उथोढा किया तो 
३० हुए । उनको क्रमसे तीनों अङ्क २९।१०।३० वार, घटी और 
पल जानना । वार सात से अधिक हैं इस कारण सात का भाग प्रथम 
भेक में दिया तो शेष रहे चार । अब शुद्ध ध्रुवा हुआ ४१०।३० 
ये बीस वर्ष के गताब्द का धुवा जानिये । जब पल साठ से अधिक 
हों तब साठ का भाग देकर वेषांड्र पलों की जगह में रखना, 
लब्धाङ्क को घटी के अङ्क में शामिल करना; जो घटी साठ से | 
अधिक हों तो उसमें साठ का भाग देकर शेषा ङ्कु को घटी की | 
जगह रखना और लव्धाङ्क को वार के अङ्कु में जोड़ देना: | 
वारा का अङ्कु सात से अधिक हो तो सात से भाग लेकर शषाडु | 
को वार की जगह रखना और लब्धाङ्क को छोड़ देना तब शुद्ध 
धुवा बनेगा । जब जन्म वारादि जोड़े तो उसमें भी इसी क्रिया | 
से अङ्क को चढ़ा लेना तब वर्षप्रवेश के इष्ट वारादि बुद्ध होंगे । 


NY se 


अथवा, अङ्क चढ़ाने काबिल न हों अर्थात्‌ अपने प्रमाण के भीतर 
हों तो वही शुद्ध जानिए तथा गत वर्ष को सवाया करने मे 





२९ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


कुछ घड़ी आयें तो वे घड़ी, घड़ी के अङ्क मे जोड़ देना अर्थात्‌ 
दसरी जगह जिसको आधा किया है वही घड़ी का अङ्कु है उसमे 
बह अङ्क जोड़ देना तथा घड़ी के अङ्कु में जो अङ्कु अधिक आव 
वार के अङ्कु में जोड़ देना अर्थात्‌ जिसे डचोढ़ा किया है वही 
पल का अङ्कु है और जो पल से अधिक हो वह विपल को जगह 
स्थापित करें । उसका उदाहरण दिखाते हैं-- | 
गत वर्ष ११, सवाया करने से १३ ॥। हुए, इनके तेरह वार आये 
और तीन पाइयो की पेंतालीस घड़ी हुईं, इसलिए तेरह पेंतालीस 
१३ । ४५ स्थापित किये । गताब्द ११ को आधा किया तो साढ़े 
पाँच ५।३० हए, इसको पेंतालीस में जोड़ा तो ५०॥ हुए, इस 
अङ्कु की पचास घड़ी हुई और दो पाइयो के ३० पल हुए | 
अब ये अङ्कु वारादि स्थापित किया तो १३ । ५० । ३० हुए | 
गताब्द ११ को डचोढ़ा किया तो १६॥ अर्थात्‌ सोलह पल 
पाये और दो पाइयो के तीस विपल हुए उन पलों को पलों 
में जोड़ने से ४६ पल हुए, बाद उसके ऊपर ३० विपल हुए, 
अब क्रम से अङ्कु स्थापित किया तो ध्रुवा्क हुआ १३ । ५० | 
४६ । ३० ये वारादि हुए; प्रथम वार के अङ्कू में तेरह हें इसमें 
सात का भाग दिया तो शेष ६ बचे; अतः शुद्ध ध्वा हुआ ६। 
५७।४६।३०। इसी में जन्मवारादि जोड़ने से इष्टवारादि होंगे । 
तथा जन्म के सूर्यो के समान वर्ष के सूर्य देखें उतने सूर्यो पर 
वर्षप्रवेश होगा और इष्टवार उन्हीं सूर्यां पर मिलेगा ॥ १॥ 


चन्द्र को छोड़कर रवि आदि ग्रहों का स्पष्टीकरण । 


गतेष्यदिवसाद्येन गतिनिध्नी खपडहता । 
लब्धमंशादिकं शोध्यं योज्यं स्पष्टो भवंद्ग्रहः ॥ १ ॥ 


ताजिकप्रकरण । २ ॥ & 1 


ऊ 


इष्टकालो यदाग्रे स्यातस्तारं शोधयेत्तदा । 

अग्रे प्रस्तारक चेत्स्यादिष्टं संशोधयेत्तथा ॥ २ ॥ 

चालक के दिनादिक गत व एष्य हों उनको गोमूत्रिका विधान 
से ग्रह की गति से गुणे तथा विगति से _ भी वारादिक गुणे । 
उसको साठ से चढ़ाकर दोनों के अङ्को में फिर साठ का भाग दे, 
लब्ध अंशादि मिलेंगे । जिस पंक्ति से चालक बनाया है उसी पंक्ति 
के ग्रहों में क्रम से घटाना और जोड़ना अ थात्‌ गतचालक हो तो 
घटा देना और एष्य हो तो जोड़ देना, तब स्पष्ट ग्र ह वन 
जायगा । वक्री ग्रह को विलोम जानिए अर्थात्‌ जोइना हो तो 
घटा देना और घटाना हो तो जोड देना । 


अब चालक स्पष्ट लिखते हैं-प्रस्तार से इष्टकाल आगे हो तो 
इष्टकाल के वारादिकों में घ्रस्तार के वारादि घटा दे तब एष्य 
चालक बनेगा। प्रस्तार आगे हो और इष्टकाल प्रथम हो ता प्रस्तार 
के वारादिकों में इष्ट के वारादि घटाने से गत चालक बनेगा, 
अथवा वार में वार न घट सके तो सात और जोड़कर घटा देना 
व घडी, घड़ी में न घटे तो एकअ छू वार से उतार लं। इसी 
प्रकार पल न घट सके तो एक अङ्क घड़ी से उतार ले ॥१- २।। 


चन्द्र का स्पष्टीकरण । 
खपड़्‌ ६०६नं भयातं ममोगोद्पतं त- 
त्खतक ६० घ्नधिष्ण्येष युक्त द्विनिव्नम्‌ । 
नवाप्तं शशीभागप्रवेस्तु भक्कि: 


खखाम्राष्टवेदा ४८०००मभोगेन भक्का: ॥१॥ 

इष्ट समय के भयात को साठ से गुणा करें और भभोग का 
भाग ल, लब्ध जो मिले उसमें अश्विन्यादि गत नक्षत्र, साठ से 
गुणकर जोड़ दें उस अङ्क को दूना करें, उसमें नव का भाग 








३०० बृहज्ज्योतिःसार स० । 


दे, लब्ध जो मिलें उन्हें स्पष्ट चन्द्रमा के अंशादि जानिये । 
अंश तीस से अधिक हों तो तीस का भाग देने से जो लब्ध 
मिले उसे राशि जानिये । 

अब गतिसाधन की विधि लिखते हैं-अड़तालिस हजार 
४८०० को ६० से गुणा करें, उसमे भभोग का भाग देते से 
लब्ध गति मिलेगी, शेषाङ्क को ६० से गुणा करके फिर भभोग 
का भाग देने से विगति जानना चाहिए ।। १॥ 


भभोग और भयात का प्रकार । 
गतक्षनाङ्चः खस्सेषु शुद्धाः 
सूर्योदयादिष्टघटीष युक्क; । 
भयातसंज्ञा भवतीह तस्य 
निजक्षेनाडीसहितो भभोगः ॥ १ ॥ 
गत नक्षत्र की घड़ी ६० में घटा दे, उसमें जो सूर्योदय से 
इष्टचड़ी हो उसे जोड़ दें, वह भयात होता है । ६० में जो घटा 
हुआ नक्षत्र है उसमें वर्तमान नक्षत्र की घड़ी जोड़ने से भभोग 
होगा । 
अब दूसरा भभोग का क्रम लिखते हैं-जो नक्षत्र का अवम 
(क्षय) हुआ हो तो गत नक्षत्र अवम (क्षय) के नक्षत्र में घटाने 
से भभोग बनेगा । तथा नक्षत्र की वृद्धि हुई हो तो वर्तमान म 
जोडकर उसी में वृद्धि की भी घट्यादि जोड़ने से भभोग होता 
है । 
अब भयात का दूसरा क्रम लिखते हैं--जिस दिन का ईष्ट हो, 
उसी दिन सूर्योदय में जो नक्षत्र हो उससे दूसरा नक्षत्र इष्टसमय 
में हो, ऐसा समय पडे तो प्रथम नक्षत्र के घट्यादि इष्टकाल में 
घटाने से भयात होता है ॥ १॥ 





ताजिकप्रकरण । ३०१ 
« अयनांश लाने की रीति । 


वदाब्धिवेदहीनात्त शकार खरसभाजितात्‌ । 
अयनांशा भवन्त्येते ब्रह्मपक्षाश्रिताः किल ॥ १ ॥ 


शालिवाहन के शक में ४४४ घटा दें, उसमें साठ का भाग 
देने से जो लब्ध मिले वे ब्रह्म-सिद्धान्त पक्ष के मत से अयनांश 


होते हैं ॥ १॥ ` | 


लखनऊ में लग्न का प्रमाण । 


तु 





लग्न का स्पष्टोकरण । 

तत्कालाक: सायनः स्वोदयघ्ना 

भोग्यांशाः खत्र्युद्धता भोग्यकालः । 
एवं यातांशमंवेद्यातकालो 

भोग्यः शोध्योऽभीष्टनाडीपलेभ्यः ॥ १ ॥ 
तदनु विशोध्य गृहोदयांश्च शेषं 

गगनरुणप्नमशुद्धहल्लवाद्यम्‌ । 
सहितमजादिगृहेरशुद्धपवे - 

भेवति विलग्नमदोऽयनांशहीनम्‌ ॥ २ ॥ 


oo 


३०२ बुहज्ज्योति:सार स" । 


मोग्यतोऽत्पे्कालात्‌ खरामाहता- 
_ त्स्वोदयाप्तांशयुगमास्करः ्यात्तनुः । 
अर्कमोग्यस्तनोर्मुक्गकालान्वितो 
युक्रमध्योदयो 5भीष्टकाली मवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि तनुदिननाथावेकराशा तदशा- 
न्तहत उदयः म्यात्‌ खाग्निहर्पिष्टकाल; । 
इनत उदयऊनश्चेत्स शोध्यौ द्यत्र _ 
ज्निशि तु सस्सभाकोल्स्यात्तन्रिटकाल ॥ ५ ॥ 
टष्ट-समय के सूर्य में अयर्नाश जोड़कर उसको तीस अंशों में घटा 
देने से भोग्यांश होते है । सायन सूय जिस राशि काहो वही 
उदय लें । उस उदय के पल से भोग्यांशों को गुणा कर, 
उसमें तीस का भाग दें, जो लब्ध मिले वह पलात्मक सूर्य का 
भोग्यकाल होगा । 
अब सूर्ये के भुक्तकाल लाने का क्रम लिखते हैं-सायन सूय के 
अंशादिक उसी के उदय के पलों से गुण दें उसमें तीस का भाग 
दें, जो लब्ध मिले वह पलात्मक सूर्यं का भुक्तकाल होता है । फिर 
भोग्यकाल के पल इष्ट-घटी के पल करके उसमें घटा दें उस अङ्क 
में सायन सूर्य जिस लग्न के हों उससे दूसरी लग्न के पलों को 
घटा दें । फिर उसके आगेवाली लग्न के पलों को उसी अङ्क में 
हीन करें । इसी प्रकार से जो जो लग्न घटे वे घटा दें और जो 
लग्न न घट सके उसकी अशुद्ध संज्ञा है । फिर जो शेषाङ्क बच! 
है उसे तीस से गुणा करें । उन अङ्कं में अशुद्ध लग्न के पलों से 
भाग लें, जो लब्ध मिले उसे अंशादि जानिये । फिर मे षादिक 
लग्नों में जो लग्न अशुद्ध संज्ञक है उससे जो प्रथम लग्न है वह 








ताजिकप्रकरण । ३०३ 


अशादिको में जोड़ दें अर्थात्‌ अंशादिक उसके बाद स्थापित करे 
तब राश्यादि अड्धु प्राप्त होंगे। उसमें अयनांश हीन करने से 
स्पष्ट लग्न होगा । | 

भोग्य-काल इष्ट-घडी के पलों में हीन न हो उसकी क्रिया 
लिखते हैं--भोग्य के पलों से इष्ट-काल के पल कम हो तो इष्ट- 
काल के पलों को तीस से गुणा करें और सायन-पूर्य के पलों से 
भाग ल, जो लब्ध अंशादिक मिले वे स्पष्ट सूर्य में जोड़ देने मे 
लग्न स्पष्ट होती हे । 

लग्न से इष्टकाल लाने का क्रम । 


सुय को सायन करके भोग्यकाल पूर्वोक्त रीति में बनाकर उसको 
अलग रख. फिर स्पष्ट लग्न को सायन करें, उसके अंशादि 
उसी के उदय के पलों से गुण दे, उसमें तीस का भाग दें 
पूर्वोक्त रीति से जो लब्ध अंशादि मिलें उसे लग्न कां भूक्तकाल 
जानिए। दोनों अ्कों को एक में जोड़ दे अर्थात्‌ सूर्य का भोग्यकाल 
और लग्न का भुक्त-काल जोड़ दे । उसमें मध्य लग्नों के पल 
जोड़ दे अर्थात्‌ सायन सूर्य जिस लग्न के हों उसके दूसरे लग्न 
से सायन लग्न की पहली लग्न तक जोड़े यही मध्य की लग्न हैं ; 
इन तीनां अङ्कको को जोड़ने से इष्ट काल के पल निकलेंगे। पलों में 
साठ का भाग देने से इष्टकाल की घड़ी होंगी और शेष पल होंगे। 

सूर्य और लग्न एक राशि के हों तो इष्टकाल लाने 


का क्रम । 
सूय ओर लग्न एक राशि के हों तो दोनों का अन्तर करें 
उसे उदय के पलों से गुणाकर उसमें तीस का भाग दें, लब्ध इष्ट- 
काल पलात्मक होता है । सूय से लग्न कम हो तो लब्ध पलात्मक 
जो मिला है वह साठ घटी में घटा दे तो इष्टकाल निकलता है, उसे 
घट्यादिक जानिये, और रात्रि की लग्न व इष्टसाधन हो तो सूर्य 





३०४ व्रहज्ञ्योतिःसार स० । 


की राशि में छ: मिलाय, शेष क्रिया पूंवंवत्‌ समझ ल, परन्तु जब हॉ 
रात्रि का लग्त साधन करे तो इष्टकाल सायंकाल सेल और 
पूर्वोक्त प्रकार मे लग्न बना ल ॥ १-४ ॥। 


मास-प्रवेश-विचार । 
मासार्कस्य तदासन्नपंकत्यकेण सहान्तरम्‌ । 
कलीकृत्याकगत्याप्तं दिनाद्येन युतोनितम्‌ ॥ १ ॥ 
वर्ष प्रवेश के सूर्यों के निकट जो मास सूर्य हो उसका अन्तर 
करें । जो अंशादि हों उनकी कला करके सूर्यं की गति का भाग 
ल । तीन बार लब्ध वारादि मिलेंगे, उसे जिस सूर्य की पंक्ति का 
अन्तर किया हो उसी पंक्ति के वारादि मिश्रमान में जोड़ अथवा 
घटाये । जो वर्ष-प्रवेश का सूर्य पंक्ति से अधिक हो तो जोड़ दें 
औरं हीन हो तो घटा द तो मासस्पष्ट वारादि होगा ।। १ ॥ 
त्रिपताकी चक्र । 
रेखात्रयं तियंग थो्वेसंस्थ- 
मन्योन्यविद्धाग्रकमीशकोणात्‌ । 
स्मृतं बुधेस्तत्त्रिपताकिचक्र 
प्राझमध्यरेखाग्रगवषेलग्नात्‌ ॥ १ ॥ 
न्यसेड़चक्र किल तत्र सेकां 
याताब्दसंख्यां विमजेन्नभोगेः । 
शेषोन्मिते जन्मगचन्द्रराशे- 
स्तुल्ये च राशो विलिखेच्छशाङ्कम्‌ ॥ २ ।। 
परे चलुभाजितशेषलुल्ये 
स्थाने स्वराशः खचरास्तु लेख्याः ! 





ताजिकप्रकरण । २०५ 
स्वर्मानुविद्धे हिमगो वरिष्ट 
तापो5कविद्ध रुगिणो5किविद्धे । 
महीजविद्धे तु शरीरपीडा 
शुभेश्च विद्ध जयसोख्यलाभः ।। ३ ॥ 
तीन रेखा सीधी और तीन बेड़ी करे । परस्पर ईशान कोण 
से रेखा का वेध करें । इसको पण्डित लोग त्रिपताकीचक्र कहते 
हें । इसके पूर्व के मध्यरेखा पर वर्षलग्न का न्यास करे । फिर 
गत वर्षे में एक और जोड़ दें, उसमें नव का भाग दें, शेष जो अद्धू 
मिले उतने अङ्कू को जन्मस्थान से चन्द्रमा लिखें । अन्य ग्रहों में चार 
का भाग देकर जो अङ्कु शेष रहे उसे जन्मस्थान से लिखें । राहु-केतु 
वक्री होने से जन्मस्थान से पीछे लिखें । त्रिपताकीचक्र में चन्द्रमा 
का राहु और केतु से वेध हो तो अरिष्ट, सूर्य से चन्द्रमा का वेध 
हो तो ताप, शनेश्चर का चन्द्रमा से वेध हो तो रोग, मङ्गल से 
चन्द्रमा का वेध हो तो शरीर पीड़ा, और चन्द्रमा से शुभग्रह 
का वेध हो तो जय, सुख और लाभ जानिए ॥ १-३ ॥ 
व्रिपताकी चक । 


ग्रे १ १२ 





३०६ बृहज्ज्योतिःसार स० ¦ 
पञ्चाधिकारी-विचार । ; क 
मुन्थेशो वर्षलग्नेशस्तथा त्रैराशिनायक; । 
दिवाकराशिनाथश्च रात्री चन्द्रक्षनायकः ॥ १ ॥ 
जन्मलग्नेश्वरश्चेव वषपञ्चाधिकारिणः । 
पञ्चवगीबलाधिक्यं लग्नदर्शी च वर्षराट्‌ ॥ २ ॥ 
मुन्थालग्न का स्वामी, वर्षलग्न का स्वामी, त्रिराशिप और 
दिन में वर्षप्रवेश हो तो सूर्यराशि का स्वामी तथा रात्रि में वर्ष- 
प्रवेश हो तो चन्द्रमा की राशि का स्वामी और जन्मलग्न का उँ 
स्वामी इनको पञ्चाधिकारी जानिये । इन पाँचों में से पश्चवर्गी में 
जो अधिक बली हो तथा वषेलग्न को देखता हो वही वर्षश 
होता है ॥ १-२ ॥ 
त्रिराशिप-विचार । 
` त्रिराशिपाः सूर्यसिताकिशुक्रा 
दिने निशीञ्येन्दुबुषक्षमाजाः । 
मेपाच्चतुणा Tu 
नित्यं परेष्वार्किकुजेञ्यचन्द्राः ॥ १ ॥ ? 
मेष आदि बारह राशियों में विराशिपो को कहते हैं-- 
दिन के वषंप्रवेश में मेष से चार राशियों के सूर्य, शुक्र, 
शनैश्चरं और शुक्र ये विराशिप होते हैं । जसे दिन में वर्ष प्रवेश 
के समय मेष लग्न हो तो सूर्य, वृष लग्न हो तो शुक्र, मिथुन 
हो तो शनैश्चर और कक लग्न हो तो शुक्र त्रिराशिप होता है । 
रात्ति में वर्षप्रवेश के समय मेष आदि चार राशियों के गुरु, 
चन्द्र, बुध और मंगल ये विराशिप होते हैं अर्थात्‌ रात्रि में मेष व 


| ९ ६22... 2!!! | 





ताजिकप्रकरण । ३०७ 


लग्न का स्वामी गुरु, वृष का चन्द्रमा, मिथुन का बुध और कर्क 


का मंगल विराशिप होता हे । पूर्वोक्त व्विराशिप सिह स चार 
राशियों के विलोम होते हैं, अर्थात्‌ मेष आदि कै जो दिनेश हैं वे 
रात्रि के ईश होते हैं और जो मेष आदि के रात्रीश हैं, वे दिनेश 
होते हैं । जैसे दिन में सिह लग्न का बृहस्पति, कन्या का चन्द्रमा, 
तुला का बुध और वृश्चिक का मंगल तथा रात्रि में सिंह का 
सूर्य, कन्या का शुक्र, तुला का शनेश्चर और वृश्चिक का शुक्र 
त्रिराशिप होता है । धनु आदि चार राशियों के सदा दिन और 
रात्रि के वर्षे प्रवेश में शनेश्चर, मंगल, बृहस्पति और चन्द्रमा 
ये त्रिराशिप होते हें । जेसे-धनु का शनैश्चर, मकर का मंगल, 
कुम्भ का बृहस्पति और मीन का चन्द्रमा त्रिराशिप होता हे । 
इन राशियों में त्रिराशिपों का विपर्यय नहीं होता है ॥ १ ॥ 


तिराशिष-चक्न । 


रात्रि में 
व्विराशिप 














“0 





स्थान |  ३।५।९।११ 





——— 0 








स्थान 












७।१।४।१० शत्रुदृष्ट 





TIT IS in 0 (amid 


PENT ITN 












बृहज्ज्योतिःसार स० । 


























क्षेत्रादिबल-चक्र । > 
| शत्रुग ही | ग्रहस्थान 
बलप्रमाण 
5, 
Se | २।६।८।१२ 
nd 
स्थान | १।४।७।१५ | शल 
उच्चबलज्ञान और नवांशज्ञान । 
Cr 3 क्षमज गोक्षनक्र 
सू्यादितुङ्ग 
[a > 
कन्याकुलीरान्त्यतुलालव: स्युः । 9 


दिग्भिगुणेरश्यमे: शरेके- 
मुतभंसंख्ये नंखसम्मितेश्व ॥ १ ॥ 
तत्सप्तमं नीचमनेन हीनो 
ग्रहो धिकश्चेद्रसभाद्िशोध्य; 
चक्रात्तदंशाइलवो बलं स्यात्‌ 
क्रियेणतोलीन्दुभतो नवांशाः ॥ २ ॥ | 


DS न 4144 RI तत न न करा 
ताजिकप्रकरण । ३०९ 


सूर्यादि ग्रहो का उच्चस्थान । 
सूर्य आदि ग्रहों की मेष आदि राशियाँ दश आदि अंशों से 
उच्च होती हैं। जसे--मेषराशि का सूर्य, वृष का चन्द्रमा, मकर का 
मङ्गल, कन्या का बुध, कक का बृहस्पति, मीन का शुक्र और | 
तुला का शनेश्चर उच्च राशि का होता है । | 
सूर्यादि ग्रहों की परमोच्चता । 
मेष के जब दश अंश पूरे होंगे तब सूर्य और चन्द्रमा वष | 
राशि के तीन अंश पूरे होने तक परमोच्च होता है । मङ्गल मकर 
के अट्ठाइस अंश तक, बुध कन्या के पन्द्रह अंश तक, बृहस्पति 
ककं के पाँच अंश तक, शुक्र मीन के सत्ताइस अंश तक और 
शनैश्चर तुला के बीस अंश तक परमोच्च होता है । इससे सप्तम 
राशि को नीच जानिए । स्पष्ट ग्रह में वही ग्रह का नीच घटा दे। | 
छ: राशि से अधिक हो तो वही अंक बारह में घटा दे, उस अंक | 
में नव का भाग दे, जो लब्ध मिले उसे उच्चबल जानिये । | 
परमोच्च हो तो पुरा बीस बिस्वा उच्चबल होता है । तथा नवांश मेष, | 
मकर, तुला और कक से मेषादि तीन आवृत्ति करके चक्र से 
समझ ले । तीन अंश बीस कला का. एक भाग होता है इसी 
के समान नव भाग होते हैं ।। १-२ ॥ 


उच्चनोच-चक्र । 


उच्चराशि 


परमोच्चांश 


नीचराशि 


परमनीचांश 








३१० ब्रृहज्ज्योतिःसार स० । 


नवांश-चक्र । ह: 
फक 
प चतुर्थ | पञ्चम | पष्ठ [सप्तम अष्टम | नवम | 
| | । | 
। भाग | भाग | भाग | भाग | भाग | भाग | भाग 
| ER. Bn BO, 
OOO | समगृह शद्नुगृही | ग्रहस्थान | 


बलप्रमाण 


०३।४५ of | ०१।१% 





sr wm wo जिरी 


ताजिकप्रकरण । ३११ 


= हह्दाप्रमाण-चक्र । 


ग्रहस्थान 


बलप्रमाण 








३१२ __ बृहज्ज्योतिःसार स० । 


दुकाण-चक्र । 





. | श. सू. | चं. ८ दुक्राणश 


स्वगही मित्रगुही | समग्ही ' णत्रुग ही ग्रहस्थान 


निजि 00 दा 


बलप्रमाण 


१०१०० ०७।२० 





वर्षश-फल । 
बलपू्णों «दपे पूर्ण शुभं मध्ये च मध्यमम्‌ । 
अधमे दुःखरोगारिभयानि विविधाः शुचः ॥ १ ॥ 
वर्ष का स्वामी पूर्णबली हो अर्थात्‌ १३ । २० के उपरान्त 
बल हो तो वर्ष भर पूर्ण शुभ फल जानिए । यदि मध्यबल 
अर्थात्‌ ६। ४० के उपरान्त १२ । २० के भीतर हो तो 
मध्य फल जानिए । यदि अधमबल अर्थात्‌ ६ । ४० के भीतर 





